Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= 


 सरल्योग | 
इश्वर साक्षात्कार _ 


स्वामी सत्यपति परिब्राजक 


- प्रकाशक -- 
| दर्शन योग महाविद्यालय | गोग महाविद्यालय NPN 
दर्शन योग महाविद्यालय | 
आर्य बन, QR, पत्रालय-सांगपुर 4 

' जि. साबरकांठा, गुजरात-३८३३०७ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 


itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E साक्षात्कार 


लेखक 
स्वामी सत्यपति परिब्राजक 


प्रकाशक 
_ दर्शन योग महाविद्यालय 
आर्य वन, रोजड्‌, पत्रालय-सागपुर 
जि. साबरकांठा, गुजरात-३८३३०७ 
दूरभाष : (०२७७४७) ४२१.७. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
द्वितीय संस्करण — ३००० 
_ प्रकाशन 'तिथि- ज्येष्ठ २०५२ वि. संवत्‌ (मई १९९५) 


प्राप्ति स्थान - - 


(१) आर्य समाज मन्दिर, 
महर्षि दयानन्द मार्ग, 
रायपुर दरवाजा बाहर, 
अहमदाबाद, गुजरात-३८००२२ 


(२) दर्शन योग महाविद्यालय 
आर्य बन, रोजड़, पत्रालय : सागपुर 
जि. साबरकांठा, गुजरात-३८३३०७ 


मूल्य ¬ १२ रुपये 


इस पुस्तक के प्रकाशनार्थ मुख्य सहयोग 
एक आर्य सज्जन द्वारा किया गया है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGa E2 p 
विषय निर्देशिका री न 

सम्पादकीय १ | अभ्यास का प्रयोग २६ 
भूमिका ५ [ईश्वर प्राणिधान की परिभाषा २९ 
प्रार्थना ६ |योगदर्शन में ईश्वर का स्वरूप ३० 
योग का प्रत्येक व्यक्ति के साथ |योग के बाधकों का स्वरूप ३१ 
सम्बन्ध ६ |समाज में योगाभ्यासी 

योग के आठ अंग ७ |का व्यवहार ३४ 
योग की परिभाषा ७ |सामान्यजनों के लिये 

सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात में भेद ८ |योग का अनुष्ठान ३७ 
सम्प्रज्ञात के बाद ही पहला यम अहिंसा ३७ 
असम्प्रज्ञात की सिद्धि ९ | हिंसा के कारण ३८ 
चित्त का ज्ञान आवश्यक ९ |अहिंसा पालन के उपाय ४० 
चित्त जड़ है, चेतन नहीं १० अहिंसा के लाभ ४१ 
जड़ और चेतन का विभाग ११ |दूसरा यम सत्य ४२ 
चित्त की पाँच अवस्थाएँ ११ | सत्याचरण के लाभ ४३ 
पाँच अवस्थाओं का वर्णण १२ (सत्य से आध्यात्मिक लाभ ४५ 
योग का मुख्य फल १५ |सत्य-पालन के साधन ४&६ 
पाँच वृत्तियों का स्वरूप १५ |तीसरा यम अस्तेय ४८ 
वृत्तियों को रोकने के उपाय २० (चोरी त्याग के लाभ ४८ 
विवेक के तीन मुख्य विषय २० |अस्तेय के साधन X 
ईश्वर का स्वरूप २१ |चौथा यम ब्रह्मचर्य ५२ 
ईश्वर के विशेष लक्षण २१ |ब्रह्मचर्य के लाभ UR 
जीव का स्वरूप २२ |ब्रह्मचर्य के साधन ५७ 
प्रकृति का स्वरूप २३ |पॉचवोँ यम अपरिग्रह ५८ 
ईश्वर प्रकृति से संसार अपरिग्रह का फल LR 
को बनाता है २४ |आत्मज्ञान से ईश्वर साक्षात्कार ५९ 
चित्तवृत्ति निरोध का दूसरा साधन | हानिकारक विचारों के 

वैराग्य २५ |त्याग से उन्नति ६० 
चित्तवृत्ति निरोध का तीसरा साधन | अपरिग्रह पालन के साधन ३० 
अभ्यास २६ |योग का दूसरा अंग नियम ६२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पहला नियम“शौच ६३ | धारणा का फल ८१ 

शौच के लाभ ६४ का सातवाँ अंग-ध्यान ८२ 

दूसरा नियम सन्तोष ६५ | मुण्डकोपनिषद्‌ में ध्यान 

सन्तोष के साधन ६६ की विधि ८४ 

तीसरा नियम तप ६६ | ध्यान की तीन विधियाँ ८६ 
तप का फल ६७ | ध्यान का फल ८७ 

चौथा नियम स्वाध्याय ६८ | ध्यान के साधन ८८ 

स्वाध्याय के लाभ ६९ ।योग का आठौँ अंग-समाधि ८८ 

स्वाध्याय के साधन ७० |समाधि के दो भेद ८८ 

diaat नियम ईश्वर प्रणिधान ७० |योगी की अनुभूतियाँ ८८ 

ईश्वर प्रणिधान का फल ७२ योग की अनिवार्यता ९२ 

ईश्वर प्रणिधान के साधन ७२ |सुख का स्वरूप ९३ 
योग का तीसरा अंग- आसन ७३ |सुख किसका गुण है ९३ 
आसन सिद्धि के उपाय ७३ ।ईश्वरीय सुख की विशेषता ९५ 
आसन का लाभ ७४ |सुख के कारण ९६ 
योग का चौथा अंग-प्राणायाम ७४ [दुःख का आधार व स्वरूप ९७ 
प्राणायाम के साधन ७५ |सुख-दुःख के उदाहरण ९८ 
बाह्य प्राणायाम ७५ | परिणाम दुःख ९९ 
आभ्यन्तर प्राणायाम ७६ [ताप दुःख १०० 
स्तम्भवृत्ति प्राणायाम ७७ |संस्कार दुःख १०१ 
बाह्याभ्यन्तरक्रिषयाक्षेपी गुणवृत्ति विरोध दुःख १०१ 
प्राणायाम ७७ | gaat से मुक्त कौन 

प्राणायाम के लाभ ७८ ।हो पाता है १०२ 
योग का पाँचवाँ अंग-प्रत्याहार७९ | दुःख के कारण १०३ 
प्रत्याहार का फल ८० | मुक्ति के बाद पुनर्जन्म १०५ 
प्रत्याहार के साधन ` ८० |मुक्तिमें जीव की स्थिति १०६ 
योग का छठा अंग-धारणा ८१ मुक्ति का समय १०६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by A 0 eGangotri 


पाठकों की सेवा में 'सरल योग से ईश्वर साक्षात्कारं नामक दयानन्द 
सन्देश' का विशेषाङक प्रस्तुत करते हुए जहाँ हमें अत्यधिक हर्ष हो रहा है, वहाँ 
योग का यथार्थ स्वरूप और उसकी मानव-जीवन में उपयोगिता समझ में आने 
से (योग विषयक भ्रान्तियों का निराकरण होने से) विद्या का प्रकाश और 
अविद्या का नाश करना भी इसका मुख्य उदेश्य है । महर्षि दयानन्द ने इस 
प्राचीन आर्ष-ज्ञान को, जो प्रायः लुप्त ही हो गया था, अनेक वर्षौं तक दुर्गम, 
नीहड़ जंगलों ब पर्वतों की गुफाओं में बैठे योगियों च योग-साधकों के 
सान्निध्य में रहकर सीखा और लुप्त विद्या को पुनर्जीवित किया । एतदर्थ 
प्राणिमात्र के परम हितैषी महर्षि का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और 
उन्हें भूयो भूयः प्रणाम्‌ करते हैं और उसी योग-विद्या को जीवनभर की कठोर 
साधना एवं स्वाध्याय के द्वारा पल्लवित, पुष्पित और फलित करनेवाले श्री 
स्वामी सत्यपति जी का भी हार्दिक अभिनन्दन करते हैं कि जो सतत्‌ भौतिक 
चकाचौंध की प्रबल बाधा को दूर करके योग-विद्या के प्रचार व प्रसार में ही 
अहर्निश लगे हुए हैं । l 
योग का महत्व - वैदिक-साहित्य में दर्शनों का विशेष स्थान है और 
छह दर्शनों में भी योगदर्शन का उपयोगिता के कारण विशिष्ट स्थान है । यदि 
यह भी कहा जाए कि योग के बिना लौकिक जीवन में भी उन्नति नहीं होती 
तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है । अधिकतर लोग योग से इसलिए विमुख रहते 
हैं कि यह तो विरक्त व संन्यस्त लोगों का ही विषय है, सांसारिक लोगों को 
इससे क्या लेना-देना | यह तो वृद्धावस्था में संसार से विमुख लोगों के चिन्तन 
का विषय है, गृहस्थी, युवक व बच्चों को योग की क्या आवश्यकता है! 
किन्तु ऐसा सोचना योग को सर्वथा न समझने के कारण है । योग तो ऐसी 
संजीवनी विद्या है कि इसके बिना सांसारिक जीवन और संसार के भोग भी 
निरर्थक हैं । योग क्या है ? इसको समझाते हुए महाभारत में महर्षि व्यास 
लिखेते हैं - 
सुक्‍ताहारजिहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
` युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा. tl 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्या धनञ्जयः | 
'सिद्धघसिद्धघोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ।। 
हे अर्जुन ! जिस व्यक्ति का आहार-विहार ठीक नहीं है, जिस व्यक्ति 
की सांसारिक कामों के करने की निश्चित दिनचर्या नहीं है, और जिस व्यक्ति 
की सोने-जागने की दिनचर्या निश्चित नहीं हैं, ऐसा व्यक्ति यदि योग'करने 


Ft i SSS - 
_ सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार है . १ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digi er by = a Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
का दम्भ भी करता हैं, तो उसे योग का कोई लाभ नहीं मिल सकता, बह योग 


करके भी दुःखी रहता है और जो व्यक्ति कार्य की सफलता-असफलता में सुखी 
या दुःखी हो जाता है और कार्य करते हुए फल की कामना रखता है, वह कभी 
योगी नहीं बन सकता, क्योंकि सफलता-असफलता, लाभ-हानि, जय-पराजय 
और मान-अपमान में समानवृत्ति होकर रहना ही योग-साधक की पात्रता है । 
इसका अभिप्राय यह है .कि संसार में रहते हुए भी खाना-पीना, सोना-जागना 
तथा लौकिक यात्रा को भी योग के बिना नहीं चला सकता, अतः योग की 
साधना मानवमात्र के लिए अत्यावश्यक है | 
योग के बिना दुःखों से मुक्ति नहीं - हम संसार में देखते हैं कि प्रत्येक 
व्यक्ति दुःखों से त्राण चाहता है और सांसारिक कायों में भी रात-दिन इसीलिए 
लगा रहता है कि भौतिक ऐशवर्य-सम्पन्न होकर सुखी हो जाए, किन्तु संसार 
के क्षणिक सुखों से सुखी होकर यही देखने में आता है कि व्यक्ति जैसे-जैसे 
इन सुखों में लिप्त होता जाता है, AA-AAA दुःखों में फँसता चला जाता है । 
यह कैसी चिचित्र विडम्बना है! महात्मा भर्तृहरि के शब्दों में कहें तो - 
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तृष्णा न जीर्णा बयमेव जीर्णा: 11 
अर्थात्‌ संसार के भोगों को भोगते-भोगते बूढ़े हो गये, किन्तु भोगों की 
इच्छा समाप्त नहीं होती, हम ही समाप्त-प्राय हो जाते हैं । जिस तृष्णा की 
शांति के लिए जीवनभर लगे रहे,बह तृष्णा कभी शान्त न हो सकी, बढ़ती ही 
चली गयी, हम अशक्त को गये । इसके विपरीत भोगने की इच्छाएँ प्रबल होती 
गई किन्तु भोगने की शक्ति क्षीण हो गई और स्थिति ऐसी हो जाती है कि भोग 
pa रखे हैं, किन्तु व्यक्ति भोग नहीं सकता ।. इसलिए योग यह उपदेश करता 
हे मनुष्य ! ये संसार के सुखद पदार्थ सुख देनेवाले नहीं हैं । इनमें 
परिणाम दुःख,ताप दुःख तथा संस्कार दुःख भरे हुए हैं, अतः जीवनयात्रा को 
चलाने के लिए इनका भोग तो कर किन्तु उचित मात्रा में, उचित समय पर तथा 
उचित पदार्थों द्वारा अन्यथा दुःखों से त्राण नहीं पा सकता और 'न चित्तेन 
तर्पणीयो मनुष्य” उपनिषद्‌ के इस अमर संदेश को सदा स्मरण किया कर कि 
जिस धन के संग्रह में हे मनुष्य ! तू रात-दिन लगा रहता है इससे तेरी कभी 
तृप्ति हो सकेगी, यह तेरी महाभूल है । यह धन तो एक साधन है, साध्य 
नहीं | वेद का भी यही सन्देश है - 
तमेन च्रिदित्वाऽति मृत्युमेति 
अर्थात्‌ ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीन शाश्वत सत्ताएँ हैं । प्रकृति में 
ही जीव Yat की इच्छा करता हुआ भरकता रहता है । उसके समक्ष ईश्वर 
और प्रकृति दो तत्त्व हैं । प्रकृति अचेतन है और आनन्द से रहित है । उसका 
जो सुखद रूप है, वह सुखद तो अवश्य प्रतीत होता है किन्तु क्षणिक है । 
ft TY TIS ena 


२ सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and-eGangotri 
इसलिए एक आनन्द स्वरूप ईश्वर की भक्ति से ही शाश्वत सुख व शान्ति 
प्राप्त की जा सकती है। एतदर्थ उसके सत्यस्वरूप एवं उसकी अटल व्यनस्थाओं 
को समझना अत्यन्त आवश्यक है । उसको जानने में सबसे बड़ी बाधा है 
अविद्या | 'अविद्या नेत्री सर्वक्लेशानाम्‌' अविद्या सब दुःखों की जननी है । 
अनेक योगसाधकों की यह भी महाध्रान्ति है कि पढ़ने-लिखने की क्या 
आवश्यकता है, साधना से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, किन्तु ज्ञान-विहीन 
योग-साधना अन्धे की भांति होती है। जिसे अपने इष्ट-प्राप्ति के मार्ग का ही 
पता नहीं तो बह कहाँ जाएगा; अतः योग-साधना मानव के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है । महर्षि पतञ्जलि ने इसलिए ही कहा हे-योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये 
ज्ञानदीप्तिराविवेकरूयातेः ।। (योग. २/२८) अर्थात्‌ परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है, 
हमारे शरीर व आत्मा में भी व्यापक है, पुनरपि हम उसे प्राप्त नहीं कर 
सकते | इसका कारण अज्ञान, मन की अशुद्धि, बुरे संस्कार वासनाएँ हैं । 
योगसाधना का सबसे बड़ा लाभ साधक को यह मिलता है कि उसकी समस्त 
अशुद्धि का नाश हो जाता है और उत्तरोत्तर ज्ञान का प्रकाश तब तक बढ़ता 
जाता है जब तक विवेकख्याति न हो जाए | 
जो व्यक्ति योग-साधना नहीं कर पाते अथवा इसके विषय में नहीं 
जानते वे बहुत ही अभागे हैं, क्योंकि उन्होंने इन्द्रियजन्य क्षणिक सुखों में ही 
जीवन बिताया है | उन्हें ईश्वरीय आनन्द तो क्या, इन्द्रियजन्य क्षणिक सुखों 
से भी बंचित रहना पड़ता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को संयमी 
बनाने का प्रयत्न नहीं किया वह लौकिक सुखों को भी क्या भोग पाएगा । 
उसको सुखाभिलाषा मृगमरीचिका की भाँति उसे भटका-भटकाकर परेशान ही 
रखती है । उसका असंयत जीवन रोगों का घर बन जाता है और स्वास्थ्य से 
भी वंचित हो जाता है । इसलिए योगसाधना के बिना लौकिक तथा ईश्वरीय 
दोनों आनन्दों से बंचित रहने से मानन-जीवन पाना ही निरर्थक हो जाता 
है । इसलिए हिन्दी के एक कवि ने साबधान करते हुए लिखा है - 
कभी तो सोच ले इन्सान क्‍यों दुनिया में आया रे । 
बड़ी मुश्किल से अय भोले तूने नरतन यह पाया रे ॥ 
खाना, पीना, सोना इत्यादि ही मानव-जीवन का लक्ष्य नहीं है ।यह तो 
जीन पशु-पक्षियों की योनियों में भी कर लेता है । मानन जीवन का चरम लक्ष्य 
दुःखों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करना है । इसीलिए उपनिषद्‌ का ऋषि कहता है- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति | न चेदिहानेदीन्‌ महती विनष्टिः ।। 
अर्थात्‌ मानब-जीवन पाकर यदि उस सर्वव्यापक सत्ता को जान गया 
तब तो जीवन की सार्थकता है, अन्यथा मानव-जीवन भी निरर्थक ही l 
योगदर्शन से भिन्न धर्मशास्त्रकारों ने भी मानन-जीनन को श्रेष्ठ बनाने 
के लिए योग के अनेक अंगों के आचरण पर विशेष बल दिया है । अहिंसा 


ईश्वर साक्षात्कार j FS ३ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
का पालन करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और 
आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना क्या योग की ही प्रथम सीढ़ी नहीं 
है ? खान-पान में शुद्धि रखना, विचारों को शुद्ध रखना, पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात्‌ 
प्राप्त पदार्थो से ही सन्तुष्ट रहना, सरदी-गर्मी, मान-अपमान, लाभ-हानि, 
जय-पराजय आदि द्वनद्ो को सहन करना, धार्मिक ग्रन्थों का ही प्रतिदिन ' 
स्वाध्याय करना और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास तथा उसकी व्यवस्थाओं पर 
दृढ़ आस्था करके उसके प्रति ही समर्पण भावना से रहना क्या योग का दूसरा 
सोपान नहीं है ? इसी प्रकार saat ब मन को वश में रखने के लिए सन्ध्या 
में प्राणायाम का अभ्यास करना भी योग का ही अंग है, अतः योग के बिना 
मनुष्य न तो स्वस्थ रह सकता है, न जितेन्द्रिय हो सकता है, न सदाचारी व 
दोर्धजीची बन सकता है, और न ही सुमेधा-सम्पन्न विद्वान्‌ बन सकता है | 
योग वह सच्चा विज्ञान है जिससे मनुष्य माननीय गुणों से सम्पन्न होकर एवं 
' ज्ञान के उच्च शिखर पर आरूढ़ होकर पूर्ण विद्वान्‌ बन सकता है और अपने 
चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर ईश्वरीय आनन्द को भोगने में समर्थ हो जाता 
है । योग-साधक की उच्चस्थिति का वर्णन करते हुए स्वयं महर्षि व्यास लिखते 
हैं - 
प्रज्ञाप्रसादमारुह्य अशोच्यः शोचतो जनान्‌ | 
भूमिष्ठानिच शैलस्थः सर्वान्‌ प्राज्ञोऽनुपश्यति ।। 
(योग. १/४७ भाष्य) 
अर्थात्‌ 'शोकरहित विवेकी योगाभ्यासी प्रज्ञा के प्रसाद पर आरूढ़ होकर 
शोक करते हुए दूसरे प्राणियाँ को वैसे ही देखता है जैसे भूमि पर रहने वालों 
को पर्वत पर स्थित व्यक्ति . देखता है ।' यदि अब भी योग-साधना के प्रति 
उन्मुख न हुए तो महात्मा भर्तृहरि के द्वारा वर्णित दयनीय दशा से बच न 
पाओगे - 
यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा. दूरतो, 
यावच्चेऱ्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः | 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्मो महान्‌, 
संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदशः N 
. अर्थात्‌ जब तक यह शरीर स्वस्थ-रोगों से रहित है, जब तक बुढ़ापा 
दूर है, जन तक इन्द्रियों की शक्ति-कार्यक्षमता बनी हुई है और आयु का क्षय 
भी नहीं हुआ है, तभी तक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिए कि बह आत्मकल्याण 
के लिए महान्‌ प्रय करता रहे । अन्यथा जैसे घर में आग लगने पर कुआँ 
खोदना प्रारम्भ करना निरर्थक होता है, उसी प्रकार मृत्यु का समय आने पर कुछ 
भी नहीं कर सकेगा । राजचीर शास्त्री 


(सम्पादक “दयानन्द संदेश') 


¥ सरल योग से 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
है 


इस पुस्तक के पुनः प्रकाशन (इस द्वितीय संस्करण) में कुछ 
area में आवश्यक परिवर्तन, संशोधन किया गया है । प्रथम संस्करण 
के मुद्रण दोष भी दूर कर दिये गये हैं । 

पुस्तक का नाम जो रखा है- “सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार 
इसका तात्पर्य है- बैदिक योग = (पातञ्जल अष्टाङ्ग योग) को ही 
“सरल AST में प्रस्तुत करना | इस “सरल योग' शब्द का तात्पर्य यह 
नहीं है कि यह वैदिक योग से भिन्न कोई अन्य प्रकार का योग है । 


यह पुस्तक सर्वथा नवीन योग जिज्ञासुओं को दृष्टि में रखकर 
लिखी गई है । अतः इस में योग का विषय मण्डन प्रधान रखा गया 
है | 

इस पुस्तक में योग का स्वरूप, योग का फल, योग के साधन, 
योग के बाधक, योग के आठ अङ्गो का स्वरूप, प्रत्येक मनुष्य के लिए 
योगाभ्यास की अनिवार्यता, लौकिक सुख से व्यक्ति की कामनाओं का 
पूर्ण न होना, योगी बनकर ब्रह्म प्राप्ति से'ही मानव-जीवन की सफलता, 
ईश्वर-जीव-प्रकृति इन तीन पदार्थों की परस्पर भिन्नता, समस्त विशन 
की समस्याओं का समाधान, ब्रह्म की प्राप्ति, इस विश्वकल्याण कारक 
योग को सफल बनाने के लिए ईश्वर की प्रार्थना इत्यादि अनेक विषयों 
को सरल भाषा में बतलाने का प्रयास किया है । समस्त संसार में 
यह विशुद्ध योग प्रचलित हो, यह अभिलाषा है । ईश्वर से प्रार्थना है 
कि इस शुभकार्य में सहायता प्रदान करे । 

सभी विद्वान्‌ महानुभावं से निवेदन है कि इस पुस्तक के अध्ययन 
के पश्चात्‌ जो इसमें त्रुटि प्रतीत हो, उससे हमें अवगत करावें | 
प्रत्यक्षादि प्रमाणो से त्रुटि के सिद्ध हो जाने पर, उसे अबश्य ही स्वीकार 
किया जायेगा | किन्तु प्रमाणों से सिद्ध न होने पर अथवा पक्षपात से 
बताने पर उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा | 


स्वामी सत्यपि 


RSENS eSATA SS ea ST 


ईश्वर साक्षात्कार ५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
॥ ओउम्‌ ॥ 
'सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार 


प्रार्थना 

परिमाग्ने दुश्चरिताद्वाधस्वा मा सुचरिते भज । 

उदायुषा स्वायुषोदस्थाममृतोर 5 अनु ।। (यजुर्वेद, अ. ४-२८) 

भाषार्थ - हे (अग्ने) विज्ञानस्वरूप दयालु जगदीश्वर | आपकी कृपा 
से जिस कर्म के द्वारा मैं (स्वायुषा) सुन्दर जीवन के साथ और (आयुषा) इस 
जीवन से, (अमृतान्‌) मोक्ष को प्राप्त सदेह और विदेह विद्वानों को अथवा 
मोक्ष के आनन्द रूप उत्तम-भोग एवं अमृतमय भोगों को (उदस्थाम्‌) उत्कृष्ट 
रीति से प्राप्त करूँ, उससे (मा) मुझे संयुक्त करके (दुश्चरितात्‌) बुरे आचरण 
से (परि उत्बाधस्व) सब ओर से हरा और उससे अलग करके (मा) मुझे 
(सुचरिते) उत्तम धर्मयुक्त व्यवहार में (अनु-आ-भज) अनुकूलतापूर्वक सब 
ओर से स्थापित कर । (स्वामी दयानन्द जी सरस्वती कृत भाष्य) । 

जिस सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा के सामर्थ्य से समस्त संसार के 
प्राणी जीवित हैं, और जिस के द्वारा प्रदत्त ज्ञान, बल, शारीर, इन्द्रिय आदि 
साधनों से अपने जीवन को सफल बनाने में समर्थ होते हैं उसी परमात्मा 
से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस विश्व-कल्याणप्रद योग के कार्य को सफल 
बनाने में सब प्रकार की सहायता प्रदान करे जिससे सभी भूगोल के मनुष्य 
समस्त दुःखों से छूटकर आप के नित्यानन्द को प्राप्त कर सकें तथा अन्य पशु 
आदि प्राणियों को भी सुख पहुँचा सकें । 


योग का प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्बन्ध 


प्रत्येक व्यक्ति सदा दुःखों से छूटकर नित्यानन्द को प्राप्त करना चाहता 
है, परन्तु ऐसा आनन्द योग के बिना सम्भव नहीं है, अतः प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए योग का अनुष्ठान अनिवार्य है । चाहे पाँच या आठ वर्ष का बालक 
हो, चाहे युवा हो और चाहे वृद्ध हो, स्त्री हो वा पुरुष हो, प्रत्येक अवस्था 
में, प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति का आधार योग है । व्यवसाय की दृष्टि से 
भी प्रत्येक मनुष्य के साथ योग का सीधा सम्बन्ध है । चाहे कोई खेती करने 
वाला हो अथवा अध्यापक, चिकित्सक हो अथवा किसी भी प्रकार का 
ष्‌ सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized_by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्यापार करने वाला हो, समस्त व्यवसायो में योगाभ्यास मनुष्यमात्र को 
सफलता प्रदान करता है, क्योंकि अविद्या, असत्याचरण, मिथ्या उपासना. 
और सभी दुःखों का विनाश तथा विद्या, सत्याचरण, सत्योपासना और ईश्वर 
के नित्यानन्द की प्राप्ति योग से ही होती है । 

योग का किसी भी सम्प्रदाय व देश से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रत्येक 
व्यक्ति योग के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत बना सकता है, इसमें 
किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है । हाँ, योग के आठ अंगों के अनुसार व्यक्ति 
का आचरण शुद्ध अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आठ अंगों का आचरण किये 
बिना कोई भी मनुष्य वास्तविक योगी नहीं बन सकता | वास्तविक योगी 
बने बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता तथा ईश्वर-साक्षात्कार के बिना 
मनुष्य-जीवन सफल नहीं होता | 


योग के आठ अंग 


योग के आठ अंग ये हैं- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि । जो व्यक्ति मन, वचन और शरीर से इन आठ 
अंगों का पालन करता है, वह अपने जीवन में पूर्णरूपेण सफल हो जाता 
है । योगांगों के आचरण को छोड़कर मानन-जीवन की सफलता का और 
कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि योग द्वारा ईश्वर-साक्षात्कार से नित्यानन्द 
की प्राप्ति और समस्त क्लेशों की निवृत्ति होती है । लौकिक सुख और सुख 
के साधनों से ऐसी सफलता कभी भी सम्भव नहीं है । 


योग की परिभाषा 


वर्तमान काल में भूगोल के अनेक देशों में योग का बहुत प्रचार-प्रसार 
हुआ है और बहुत-सा साहित्य भी प्रकाशित किया गया है । इस समय योग 
के अनेक नाम प्रचलित हैं, जैसे कि राजयोग हठयोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग, 
ध्यानयोग, सहजयोग, जपयोग इत्यादि | वास्तव में जिस योग से ब्रह्म की 
प्राप्ति अथवा मोक्ष=मुक्ति=अपवर्ग की प्राप्ति और सभी दुःखों का नाश तथा 
नित्यानन्द मिलता है, ऐसा योग तो एक ही है, अनेक नहीं 1 हाँ, उसके नाम 
अनेक हो सकते हैं जैसे कि ईश्वर एक ही है और उसके नाम अनेक हैं । 
योग शब्द से अनेक अर्थ लिये जा सकते हैं, परन्तु यहां पर उन अनेक अर्थो 


ईश्वर साक्षात्कार | ७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


aot itized by Arya Samaj Found aa 9९ उस 810 6 ला गा 
पर विचार नहीं किया जाएगा | इस 3 तौ उसी पर विचार किया 
जाएगा जो वैदिक योग है, जिसका आचरण आदि-सृष्टि से ऋषि लोग 
करते और करवाते आये हैं । इसी का नाम पातंजल योग भी है । 


“योगश्चित्तवृत्तिनिरोध : ।' (योग दर्शन १/२) 

चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है । इसी का दूसरा नाम समाधि 
भी है । चित्त में विविध प्रकार की वृत्तियाँ/तरंगें उभरती हैं, उनको वृत्ति 
अर्थात्‌ व्यापार कहते हैं । चित्त की सभी वृत्तियों की संख्या की परिगणना 
अत्यन्त कठिन है । चित्तवृत्तियाँ को एक दृष्टि से देखा जाए तो वे दो विभागों 
में विभाजित हो जाती हैं । एक क्लिष्ट और दूसरी अक्लिष्ट । जो वृत्तियाँ 
क्लेशो को=दुःखों को उत्पन्न करती हैं और अज्ञान की ओर ले जाती हैं वे 
क्लिष्ट होती हैं तथा जो सुख को उत्पन्न करती हैं और ज्ञान की ओर ले जाती 
हैं वे अक्लिष्ट वृत्तियाँ हैं । यदि वृत्तियों को ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए 
तो वे पाँच विभागों में विभाजित हो जाती हैं | वे पाँच विभाग हैं- प्रमाण, 
विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति । इन वृत्तियों को रोकने से योग की सिद्धि 
होती है 1 योग के मुख्य रूप से दो भेद हैं- एक सम्प्रज्ञात और दूसरा 
असम्प्रज्ञात | सम्प्रज्ञात योग को सनीजसमाधि, सम्प्रज्ञातसमाधि तथा चित्त 
की एकाग्रता भी कहते हैं और असम्प्रज्ञात योग को निर्नीजसमाधि, 
असम्प्रज्ञातसमाधि तथा चित्त की निरुद्धाबस्था भी कहते हैं | 


सम्प्रज्ञात और अससम्प्रज्ञातयोग में भेद 


सम्प्रज्ञात योग में साधक भूमि, जल, अग्नि आदि स्थूल पदार्थों में तथा 
तन्मात्रादि सूक्ष्म पदार्थो में अपने चित्त को लम्बे काल तक एकाग्र करने में 
समर्थ हो जाता है और प्रकृति से बने हुए पदार्थो के वास्तविक स्वरूप को 
जानकर अपने तथा अन्यां के अनेक प्रयोजन सिद्ध करता है । जैसे भौतिक 
वैज्ञानिक प्रकृति से बने स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों को यन्त्रों द्वारा जानकर अपने 
और दूसरों के अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं बैसे ही योगी लोग भी करते 
हैं । इन दोनों में इतना अन्तर है कि योगी इन पदार्थों का परिज्ञान मुख्यरूपेण 
चित्त के द्वारा करते हैं और भौतिक वैज्ञानिक मुरूयरूपेण यन्त्रो के द्वारा करते 
हैं । सम्प्रज्ञातसमाधि में साधक छोटे से छोटे पदार्थ में और बड़े-से-बड़े 
पदार्थ में लम्बे कालपर्यन्त अधिकारपूर्वक अपने चित्त को रोकने में सफल हो 


८ सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जाता है । सम्प्रज्ञात योग के सिद्ध होने पर योगी यह अनुभव करता है कि 
मैं बन्धन से छूटकर स्वतन्त्र हो गया हूँ और मेरा बहुत-सा अज्ञान नष्ट हो 
गया है । संसार में जितना भी सुख उपलब्ध है अथवा आगे उपलब्ध होगा 
वह दुःखमिश्रित है । योगाभ्यास न करने वाले संसार के सभी लोग दुःख और 
अज्ञान से परिपूर्ण हैं, इत्यादि । 


सम्प्रज्ञातयोग के सिद्ध होने पर असम्प्रज्ञातयोग की सिद्धि 


सम्प्रज्ञातयोग की सिद्धि होने पर योगी सम्प्रज्ञातयोग से भी विरक्त हो 
जाता है, अर्थात्‌ सम्प्रज्ञातयोग में भी वह दोष देखने लगता है और उसका 
परित्याग कर देता है । असम्प्रज्ञात योग की सिद्धि होने पर योगी को ईश्वर 
का साक्षात्कार अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होता है और उससे दुःखरहित विशेष आनन्द 
की प्राप्ति होती है । इस अवस्था में योगी यह अनुभव करता है कि 'प्राप्त॑ 
प्रापणीयम्‌ अर्थात्‌ जो प्राप्त करने योग्य था वह प्राप्त हो गया है अब और 
प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु शेष नहीं रही है । इस प्रकार से मुख्यरूपेण योग 
के दो स्तर हैं । सम्प्रज्ञातयोग प्रारम्भिक है और असम्प्रज्ञातयोग ऊँची-अंतिम 
अवस्था है । ये योग की दो नीची और ऊंची अवस्थाएँ हैं, स्वतन्त्र अर्थात्‌ 
पृथक्‌-पृथक्‌ दो योग नहीं हैं । सम्प्रज्ञातयोग असम्प्रज्ञातयोग का साधन है 
और असम्प्रज्ञातयोग उसका साध्य है, अर्थात्‌ सम्प्रज्ञातयोग की सिद्धि किये 
बिना असम्प्रज्ञातयोग की सिद्धि नहीं हो सकती, ऐसा समझना चाहिए | 


योग में चित्त का परिज्ञान आवश्यक है 


योग के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए चित्त के विषय में 
जानना आवश्यक है । चित्त के स्वरूप को ठीक प्रकार से जानकर ही मनुष्य 
योगमार्ग में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि चित्त की वृत्तियों को 
रोकना ही योग है । चित्त एक जड़ वस्तु है क्योंकि बह जड़ वस्तुओं के संयोग 
से बना है अर्थात्‌ चित्त का उपादानकारण जड़ है, अतः चित्त भी जड़ है 
अर्थात्‌ ज्ञान रहित है । जैसे कि रोटी जड़ है, क्योंकि वह जड़ वस्तु आटे से 
बनी है वैसे ही चित्त भी सत्त्व, रज, तम, इन तीन वस्तुओं से बना है, इसी 
कारण से वह जड़ है। जो वस्तु जड़ वस्तुओं के संयोग से बनेगी बह चेतन 
अर्थात्‌ ज्ञानयुक्त कभी भी नहीं होगी । क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति 
कभी भी नहीं होती और भाव से अभाव की उत्पति भी कभी नहीं होती | भी कभी नहीं होती । 
ईश्वर साक्षात्कार ९ 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चित्त जीवात्मा का अन्तःकरण है अर्थात्‌ आन्तरिक साधन है | पूर्वकाल में 


देखी हुई वस्तुओं का अथवा सुनी हुई बातों का जीव चित्त के द्वारा स्मरण 
करता है । बाह्य इन्द्रियों के साथ चित्त को सम्बद्ध करके जीव बाहर के 
विविध पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है । इस प्रकार से जीव कार्यों का 
सम्पादन करता है । जीव चेतन है अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ है और चित्त ज्ञानरहिंत 
है । जीव शुभ और अशुभ कर्म करने में स्वतन्त्रकर्त्ता है और चित्त जीन का 
साधन है । जैसे कि कार साधन है और कार को चलानेवाला कार के चलाने 
में स्वतन्त्र कर्त्ता है । कार जड़ है और कार का चालक चेतन है, ऐसा जानना 
चाहिए | 


योगाभ्यासी व्यक्ति चित्त को जड़ समझकर ही उसका प्रयोग करे 


योगाभ्यासी व्यक्ति चित्त को जड़ समझकर ही सांसारिक कार्यों को 
सिद्ध करे और जड़ समझकर ही चित्त के द्वारा योग को भी सिद्ध करे | जो 
व्यक्ति चित्त को चेतन मानकर कायो को करता है, उसे सफलता नहीं 
मिलती | चित्त को चेतन मानने पर व्यक्ति जो कार्य करने योग्य हैं, उन्हें नहीं 
कर पाता और जो कार्य करने योग्य नहीं हैं अर्थात्‌ हानिकारक हैं उन्हें कर 
लेता है । जैसे कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बुरी दृष्टि से देखना 
नहीं चाहता, परन्तु चित्त को चेतन मानकर वह दूसरे व्यक्ति को बुरी दृष्टि 
से विवश होकर देखता है और यह कहता है कि मैं किसी को बुरी दृष्टि 
से नहीं देखना चाहता, परन्तु मेरा मन नहीं मानता, अतः ऐसा करता हूँ । 
यह अवस्था जड़ चित्त को चेतन मानने से उत्पन्न होती है । जब व्यक्ति चित्त 
को जड़ समझता है तो उसे बुरे कार्यों से रोक कर अच्छे सांसारिक कार्यों 
को सिद्ध करता हुआ योग को प्राप्त करने में सफल हो जाता है । मन को 
जड़ समझने पर ही अनेक मानसिक क्लेशॉ-चिन्ताओं को रोका जा सकता 
है अन्यथा नहीं । योगाभ्यासी व्यक्ति को यह बात अच्छी प्रकार से समझ 
लेनी चाहिए कि कौनसी वस्तु जड़ है और कौनसी वस्तु चेतन है । इस 
जड़-चेतन के परिज्ञान से लौकिक और योगमार्ग में आनेवाली अनेक बाधाएँ 
दूर हो जाती हैं । संक्षिप्त रूप से जड़ और चेतन का लक्षण यह जानना 
चाहिए की जिस वस्तु में ज्ञान है, वह चेतन है और जो वस्तु ज्ञानरहित ठः 
वह जड़ है । जैसे कि मनुष्य चेतन है और पत्थर जड़ है । चेतन पदार्थ की 
१० सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


यह विशेषता हैएकिएभह॑अमुभक किरती''है Se Seg PU rs नहीं 
करता | चेतन पदार्थ सुख-दुःख, हानि-लाभ, अच्छे-बुरे को जानता है, परन्तु 
जड़ पदार्थ इन बातों को नहीं जानता | 


जड़ और चेतन वस्तुओं का विभाग 


ईश्वर और जीव चेतन पदार्थ हैं और प्रकृति जड़ पदार्थ है । ईश्वर 
एक ही है और जीव अनेक हैं । सांख्यदर्शन की भाषा में सत्त्व, रज और 
तम इन तीनों को मिलाकर प्रकृति कहते हैं इन तीनों को लेकर ईश्वर इस 
संसार की रचना करता है । इन तीनों से बने हुए कार्य (=संसार) को विकृति 
कहते हैं । सत्त्व, रज और तम की साम्यावस्था का नाम प्रकृति और 
विषमावस्था का नाम विकृति है । प्रकृति से बने सभी पदार्थ जड़ हैं अर्थात्‌ 
ज्ञानरहित हैं । संक्षिप्त रूप से ईश्वर और जीव चेतन हैं और प्रकृति तथा 
प्रकृति से बने हुए सभी पदार्थ जड़ हैं, ऐसा समझना चाहिए । जो व्यक्ति 
जड़ और चेतन पदार्थो को ठीक प्रकार से जानकर उनका उचित प्रयोग करता 
है, वह आवश्यक लौकिक कार्यों को सिद्ध करके पुनः योग के द्वारा ईश्वर 
का साक्षात्कार करके अपने और अन्यों के जीबन को सफल बनाने में समर्थ 
हो जाता है । ऐसी सफलता इससे भिन्न प्रकार का व्यक्ति कभी भी प्राप्त नहीं 
कर सकता | इसलिए जड़ और चेतन का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करके अपने कर्म 
और उपासना को भी विशुद्ध बनाना प्रत्येक मनुष्य का मुख्य कर्त्तव्य है | इस 
विधि के बिना मनुष्य जीबन सफल नहीं हो सकता । 


चित्त की पाँच अवस्थाएँ 

जिस चित्त की वृत्तियों को रोकने से योग की सिद्धि होती है उस चित्त 
की पाँच अवस्थाएँ होती हैं-क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध | योग 
जिज्ञासु को इन पाँच अवस्थाओं का परिज्ञान अवश्य ही करना चाहिए । ये 
अवस्थाएँ चित्त में तीत्रगति से परिवर्तित होती रहती हैं । कभी क्षिप्त, कभी 
मूढ़, कभी विक्षिप्त, कभी एकाग्र और कभी निरुद्धाबस्था उपस्थित होती 
है । अपने ज्ञान और परिश्रम से व्यक्ति निचली अवस्थाओं को हराकर, जो 
उत्तम है उसको उपस्थित कर सकता है | जैसे कि इन पाँच अवस्थाओं में 
निरुद्धावस्था उत्तम है । साधक निचली चार अवस्थाओं को रोककर 
निरुद्धानस्था को प्राप्त कर सकता है | यदि व्यक्ति ज्ञान, वैराग्य और अभ्यास 


ईश्वर साक्षात्कार ११ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भी ed by Arya 'निरुद्धानस्था Foundation Fo and e jt 
को प्रयोग में तौ Tat है और क्षिप्त आदि 
निचली अवस्थाएँ उपस्थित हो जाती हैं । 


पाँच अवस्थाओं का संक्षिप्त रूप 

पाँच अवस्थाओं का रूप इस प्रकार से है- 
क्षिप्त अवस्था-चित्त की जो विविध विषयों के ग्रहण में अतितीव्र गति 
है, जिसमें अल्पकाल में ही अनेक विषयों को ग्रहण कर लेता है । उसे क्षिप्त 
अवस्था कहते हैं | ग्रहण किये गये विषयों का जो ग्रहण करने बाला जीव 
है, उसे प्रायः पता भी नहीं चलता कि कन किस विषय को ग्रहण किया गया 
है । जैसे कि एक बालक को एक खिलौना दे दिया जाए तो बह बालक उस 
खिलौने को छोड़कर समीप में बिद्यमान अन्य खिलौनों को ग्रहण कर लेता 
है | यदि उस बालक के आस-पास में अन्य वस्तुएँ विद्यमान हों तो उन 
वस्तुओं को भी लेने का प्रयास करता है । प्रायः प्रत्येक व्यक्ति का मन इसी 
प्रकार चंचल होता है और ऐसा मन व्यक्ति के अधिकार से प्रायः बाहर हो 

जाता है । इसी अवस्था का नाम क्षिप्त है। , 
मूढ़ावस्था- मूढ़ाकस्था का अभिप्राय है मूर्छित अवस्था, निद्राबस्था 
आदि | जन व्यक्ति को किसी भी विषय का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता अथवा 
अत्यन्त अल्प अनुभूति होती है, कोई विशेष परिज्ञान नहीं होता, ऐसी सभी 
अवस्थाओं को मूढ़ावस्था में गिना जाता है । 

विक्षिप्तास्था- जन साधक ओ३म्‌ के जप अथवा किसी अन्य वेदमन्त्र 
के माध्यम से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है तब किसी बाहर 
के कारण से अथवा आन्तरिक कारण से मन की एकाग्रता भंग हो जाती है, 
इसी को विक्षिप्तावस्था कहते हैं । जैसे कि एकान्त-शान्त वातावरण में रखे 
हुए दीपक की लौ वायु आदि कारणों से रेढ़ी हो जाती है, वैसे ही चित्त की 
एकाग्रता को भंग करनेवाले बाह्य इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किये जानेवाले 
अनेक विषय हैं अथवा चित्त के माध्यम से उठाई गई स्मृति भी एकाग्रता को 
भंग करने में आन्तरिक कारण है | इसी प्रकार से निद्रा और आलस्य आदि . 
भी एकाग्रता को भंग करने में कारण हैं । जब साधक ईश्वर का ध्यान करता 
है और उसकी स्थिति ठीक होती है, अर्थात्‌ ईश्वर का ध्यान अच्छे प्रकार 
से प्रारम्भ हो जाता है, इस अवस्था में बाहर से एक ऊँची घ्वनि-सुनाई देती 


१२ सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


है, उस ध्वनि के कारण चित्त की | एकाग्रता भंग हो जाती Şi इसी प्रकार 
से आंख खोलकर ध्यान करने में रूप भी नवीन साधक की एकाग्रता को भंग 
कर देता है । इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के विषय भी चित्त क़ी एकाग्रता को 
भंग करते हैं । चित्त की एकाग्रता को भंग करने में स्मृतिवृत्ति भी कारण 
है । जने योगाभ्यासी ध्यान करता है तो पूर्व अनुभव किये.हुए विषयों को 
स्मरण कर लेता है, उससे चित्त की एकाग्रता भंग हो जाती है । जैसे कि 
किसी व्यक्ति ने बीस वर्ष पूर्व बहुत स्वादिष्ट भोजन बार-बार तल्लीन होकर 
खाया हो, उसी स्वादिष्ट भोजन की साधक ध्यानकाल में स्मृति कर लेता 
है तो उस स्मृति से चित्त की एकाग्रता भंग हो जाती है । इसी प्रकार से ध्यान 
काल में निद्रा व आलस्य आने पर भी एकाग्रता भंग हो जाती है । इस प्रकार 
जिस अवस्था में योगाभ्यासी के विशेष प्रयास से चित्त एकाग्रावस्था में आता 
है और किसी बाहर के अथवा आन्तरिक कारण से चित्त की 'एकाग्रता भंग 
हो जाती है, उसे विक्षिप्त अवस्था कहते हैं । 

एकाग्रावस्था- जब योगाभ्यासी व्यक्ति यम, नियम आदि योग के 
अंगों का पूरी शक्ति से पालन करता है और निष्काम भावना से अन्य प्राणियों 
का उपकार करता हुआ विवेक-वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, तो चित्त पर 
पूर्ण अधिकार प्राप्त करके बड़ी-से-बड़ी और छोटी-से-छोरी वस्तु में अपनी 
इच्छा के अनुसार लम्बे कालपर्यन्त चित्त को ठहराने में समर्थ हो जाता है । 
इस अवस्था में बाह्य और आन्तरिक रूप से चित्त की एकाग्रता को भंग 
करनेवाले बाधकों को बह रोकने में समर्थ/सफल हो जाता है । इस अवस्था 
में साधक निर्भयता का अनुभव करता है और बुद्धि के स्तर पर आकाशवत्‌ 
अवस्था का अनुभव करता है । इस एकाग्रता की प्राप्ति होने पर सांसारिक 
तीव्र एषणाएँ भी साधक को शीघ्र विचलित नहीं कर सकतीं | इस अवस्था 
में साधक यह भी अनुभव करता है कि मैं एक कारागार से छूटकर स्वतन्त्रता 
के क्षेत्र में पहुँच गया हूँ | इस अवस्था का नाम एकाग्रता है और योगदर्शन 
की भाषा में इसको सम्प्रज्ञातसमाधि भी कहते हैं । 

निरुद्धाबस्था-एकाग्रता के पश्चात्‌ पाँचवीं निरुद्धावस्था है । जब 
साधक एकाग्रता का अभ्यास करते-करते परमात्मा का अनुभव करने लगता 
है तो उस साधक को विशिष्ट ज्ञान के कारण एकाग्रावस्था में भी दोष दीखने 
लगते हैं । उन दोषों के कारण एकाग्रावस्था से भी वैराग्य हो जाता है, अर्थात्‌ 


ईश्वर साक्षात्कार. १२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


' उस एकाग्रायस्था को भी छोड़ देता है और ईश्वर, के स्वरूप में मग्न हो जाता 
है | इस अवस्था में ईश्वर का साक्षात्कार होता है और नित्यानन्द की प्राप्ति 
होती है । इस स्थिति को प्राप्त करके योगाभ्यासी यह अनुभव करता है कि 
मुझे जो प्राप्त करना था वह कर लिया है । अब कोई भी ऐसी वस्तु शेष नहीं 
रही है कि जिसे प्राप्त करके मैं इस आनन्द से अधिक आनन्द का अनुभव 
करूँ | ईश्वर में अनन्त आनन्द है और ईश्वर को छोड़कर किसी भी वस्तु 
में ईश्वर जैसा आनन्द नहीं है । जीव में आनन्द है ही नहीं और जो प्रकृति 
में अथवा प्रकृति से बनी हुई वस्तुओं में सुख है वह क्षणिक है और दुःख 
मिश्रित है । इस कारण साधक यह अनुभव करता है कि अब और कोई वस्तु 
प्राप्त करने योग्य नहीं है । ईश्वर के इस नित्यानन्द को प्राप्त करने पर व्यक्ति 
की सम्पूर्ण इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं। अन्य कोई भी साधन संसार में ऐसा 
नहीं है जो कि समस्त कामनाओं को पूरा कर सके | 

इन पाँचों अवस्थाओं का परिज्ञान होने पर साधक जिस अवस्था को 

, हानिकारक समझता है, उसे रोक देता है और जिसको लाभप्रद समझता है 
उसको बनाये रखता. है । मनुष्य का पूर्णकल्याण करनेवाली निरुद्धावस्था ही 
है, क्योंकि इस अवस्था में ही समस्त क्लेशों का नाश और दुःखरहित 
नित्यानन्द की उपलब्धि होती है । योग की ऊँची और परिपक्व स्थिति हो 
जाने पर योगाभ्यासी पूर्ण दैनिक जीवन में इस अवस्था को बनाये रखने में 
सफल हो जाता है । यही मानव का वास्तविक जीवन है, इससे भिन्न प्रकार 
के किसी भी जीवन को सफल जीवन नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि इस 
अवस्था में सभी बन्धनों का नाश और वास्तविक स्वतन्त्रता है, जो अन्य 
fadt जीवन में उपलब्ध नहीं है । इसलिए महर्षि कपिलाचार्य ने कहा है 

` कि 'कुत्रापि को ऽपि सुखी न ' (सां. ६/७) संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण सुखी 
नहीं है । यह बात यहाँ पर जानने योग्य है कि ऐसी पूर्ण-योग की स्थिति 
प्राप्त व्यक्ति को भी निद्रा काल में यह अवस्था उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि 
निद्रा काल में तमोगुण प्रधान होता है, जो समाधि को भंग कर देता है। निद्रा 
की परिसमाप्ति के पश्चात्‌ योगी पुनः निरुद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है और 
फिर ईश्वर के आनन्द का अनुभव करता है । योगी सोने की इच्छा नहीं 
करता, परन्तु शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे सोना पड़ता है | 


१४ सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Ary “कु undation Chennai and eGangotri 
SAT की Sea फल 


जन योगाभ्यास करते-करते योगी योग की ऊँची अवस्था को प्राप्त 
कर लेता है तब अपने स्वरूप को विशुद्धरूप में जान लेता है . अर्थात्‌ सत्त्व, - 
रज, तम और इन तीनों के मिश्रण से उत्पन्न सूक्ष्म, स्थूल समस्त संसार की 
वस्तुओं से स्वयं को पृथक जानता है और ईश्वर का साक्षात्कार कर उसके 
स्वरूप में स्थित होकर आनन्द का अनुभव करता है । जैसे मुक्ति में जीवात्मा 
पूर्णानन्द और स्वतन्त्रता का अनुभव करता है, वैसे ही योग की ऊँची . स्थिति 
को प्राप्त कर शरीर के विद्यमान रहते हुए भी मुक्ति जैसा अनुभव करता 
है । इस अवस्था की प्राप्ति होने पर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश 
इन पाँच प्रकार के क्लेशों की परिसमाप्त हो जाती है । इसी बात को यजुर्वेद 
में कहा है कि 'तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ' (यजु 
३१/१८) उसी.ईश्वर को जानकर मनुष्य मृत्यु आदि सभी दुःखों से छूट जाता 
है, और. कोई मार्ग दुःखों से wer का नहीं है । 


पाँच वृत्तियाँ का स्वरूप 


१. प्रमाणवृत्ति का. स्वरूप 

प्रमाणवृत्ति के तीन भाग हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम | 

प्रत्यक्ष- आत्मा मन के साथ संयुक्त होता है और मन इन्द्रियों के साथ 
संयुक्त होता है, इन्द्रियाँ बाहर के विषयों के साथ संयुक्त होती हैं । इस 
अवस्था में श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द का ज्ञान होता है, त्वचा इन्द्रिय से स्पर्श का 
ज्ञान होता है, नेत्र से रूप का ज्ञान होता है, घ्राण से गन्ध का ज्ञान होता है, 
रसना से रस का ज्ञान होता है । इस प्रकार पाँच इन्द्रियों के द्वारा पाँच विषयों 
का जो भ्रान्ति और संशयरहित ज्ञान होता है, उसका नाम प्रत्यक्ष है । यह 
प्रत्यक्ष प्रमाण योगाभ्यास में बाधा डालता है , अतः योगाभ्यास करते समय 
इसे रोक दिया जाता है, परन्तु व्यबहार काल में प्रत्यक्ष प्रमाण से अनेक 
लौकिक कार्यों की सिद्धि की जाती है । जैसे कि एक व्यक्ति कार को चलाते 
समय प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा मार्ग को जानकर अपने उद्देश्य पर पहुँच जाता 
है और योगाभ्यास करते समय प्रत्यक्ष प्रमाण को रोक देता है । इसी प्रकार 
से पाचों इन्द्रियों के विषय में जानना चाहिए और उस प्रत्यक्ष प्रमाण का 
लौकिक कार्यों में प्रयोग करना चाहिए | 
ईश्वर साक्षात्कार र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अनुमरनि“ “अब RST RR की Sea A प्रवीण “सै देख लेता 
है और कालान्तर में उस प्रत्यक्ष प्रमाण से देखी हुई वस्तु के किसी एक भाग 
- को देखता है तो उससे अनुमान लगा लेता है कि वह पूर्वकाल में देखी वस्तु 
यहाँ पर है । जैसे कि किसी व्यक्ति ने पाकशाला में अग्नि को प्रत्यक्षप्रमाण 
से देखा और अग्नि के साथ qe को भी देखा और उसके पश्चात्‌ किसी अन्य 
स्थान पर केवल धुएँ को देखकर अग्नि का अनुमान कर लिया कि यहाँ पर 
भी वैसी ही अग्नि है जैसी कि मैंने पाकशाला में देखी थी । यह अनुमान 
प्रमाण भी योगाभ्यास करते समय बाधक होता है, अतः योगाभ्यास काल में 
उसे भी रोक दिया जाता है । जैसे कि कोई योगाभ्यासी ध्यान काल में आँख 
खोलकर बैठे और उसको कहीं धुआ निकलता दिखाई देवे, उस qe को 
देखकर वह साधक यह विचार करे कि जहाँ पर यह geil है बहाँ पर अग्नि 
भी होगी । जन योगाभ्यासी इस प्रकार से अनुमान प्रमाण का प्रयोग करता 
है तो योग में बाधा उपस्थित होती है, अतः अनुमान को योगाभ्यास करते 
समय रोक दिया जाता है, परन्तु व्यवहार काल में अनुमान प्रमाण से अनेक 
लौकिक कार्यों की सिद्धि की जाती है, ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए | 
आगम (शब्द प्रमाण)- ईश्वर ने सभी प्राणियों के हित के लिए जो 
वेद का उपदेशं दिया है और संसार में जो सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, 
पक्षपातरहित, सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखनेवाले विद्वान्‌ सबके 
कल्याण के लिए जो बात कहते व लिखते हैं बह शब्दप्रमाण है | योगाभ्यास 
करते समय शन्दप्रमाण भी बाधक होता है । जब साधक “ओइम्‌ शब्द का 
जप करता है यदि उसी समय वेद का कोई दूसरा मन्त्र सुनाई देता है और 
उसका अर्थ मन में आता है तो योगाभ्यास में बाधा पड़ती है अथवा किसी 
पढ़े शन्द को स्मरण करके उस शब्द के अर्थ को मन में उभार लिया जाता 
है तो वृत्ति-निरोध नहीं हो पाता है, परन्तु व्यबहार काल में शब्द प्रमाण से 
अनेक प्रयोजनों की सिद्धि होती है । अनेक विद्याएँ शन्दप्रमाण के द्वारा जानी 
जाती हैं । योगी, जिज्ञासुओं को योग का स्वरूप भी शब्द के द्वारा बतलाता 
है और वे शब्द से सुनी हुई बातों को मनन करके समाधि तक पहुँचते हैं । 
पर योगाभ्यास करते समय जप के वाक्य को छोड़कर अन्य शब्दों को रोक 
दिया जाता है । इस प्रसंग में एक प्रश्‍न उपस्थित होता है कि जब “ओमः 
शाब्द का जप करते हैं अथवा गायत्री मन्त्र का जप करते हैं तो वह भी शब्द 


१६ सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

प्रमाण की कोटि में आता है, वह भी बाधक होना चाहिए? इस प्रश्‍न का 
उत्तर यह है कि किसी एक शब्द या एक मन्त्र को ध्यान के लिए निर्धारित 
करके जब अधिकारपूर्वक जप किया जाता है तो वह योग में साधक होता 
है, बाधक नहीं | जो शब्द या मन्त्र अनधिकृत रूप से साधक की भूल से 
या विवशता से साधक के समक्ष उपस्थित होकर अपने अर्थ से साधक के 
मन को मुख्य विषय से हटा देता है वह शब्दप्रमाण योग में बाधक होता 
है। जैसे कि योगाभ्यासी ने 'ओ३म' शब्द को लेकर ध्यान प्रारम्भ किया और 
SRE शब्द का अर्थ सर्वरक्षक लिया । इस अवस्था में 'ओरम्‌' शब्द व 
उसका अर्थ 'सर्वरक्षक' योग की सिद्धि में साधक है, किन्तु अन्य कोई शब्द 
ब उसका अर्थ मध्य में आ जाये तो बाधक होता है । 


२. विपर्ययवृत्ति का स्वरूप 


दूसरी विपर्ययवृत्ति है | जिसके द्वारा पदार्थ का स्वरूप विपरीत जाना 
जाता है वह 'विपर्ययवृत्ति' कहाती है । जैसेकि रस्सी को साँप और साँप को 
रस्सी जाना जाता है, इसी प्रकार से किसी वस्तु का जो विपरीत ज्ञान है 
अर्थात्‌ अन्धकार आदि कारणों से अथवा किसी अन्य दोष से वस्तु के स्वरूप 
से उलरा स्वरूप जाना जाता है बह 'विपर्ययव्रृत्ति' है | संक्षेप से विपर्ययवृत्ति 
को यूँ कह सकते हैं कि अनित्य वस्तुओं को नित्य और नित्य वस्तुओं को 
अनित्य जानना, अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध तथा शुद्ध नस्तुओं को अशुद्ध 
जानना, सुख को दुःख तथा दुःख को सुख जानना, जड़ को चेतन और चेतन 
को जड़ जानना विपर्ययवृत्ति का स्वरूप है | ध्यान के समय में साधक जड़ 
मन को चेतन मानतां है और यह कहता है कि मेरा मन स्वयं विषयों की ओर 
चला गया, यह विपर्ययवृत्ति है | इस जड़ शरीर को भी विपरीत ज्ञान के 
कारण मनुष्य चेतन समझता है । जब तक विपर्ययवृत्ति अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान 
को हटाया नहीं जाता तब तक योग की सिद्धि नहीं हो सकती, अतः विपर्यय 
वृत्ति का रोकना अनिवार्य है । 


३. विकल्पवृत्ति का स्वरूप 


जिसमें शब्द तो हो और उस शब्द का अर्थवस्तु न हो नहं 
“वरिकल्पवृत्ति' कहाती है । जैसेकि बन्ध्या का पुत्र, आकाश का फूल । यहाँ 


- 


ईश्वर साक्षात्कार १७ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्र बन्ध्या का पुत्र शब्द तो है परन्तु बन्ध्या का पुत्र शरीरधारी अर्थ नहीं है 
। इसी प्रकार से आकाश का फूल शब्द तो है, परन्तु आकाश का फूल अर्थ 
अर्थात्‌ फूल-वस्तु नहीं है । जहाँ पर शब्द के द्वारा किसी वस्तु को तो कहा 
गया है, पर जिस वस्तु को कहा गया है वह उस रूप में कहीं भी नहीं मिलती 
जैसे आकाश का फूल कहा गया है, पर आकाश का फूल कहीं भी नहीं 
मिलता | यह विकल्पवृत्ति किस प्रकार से ध्यान में बाधक होती है, इस बात 
को समझना चाहिए | जैसे कोई व्यक्ति एकान्त शान्त वातावरण में योगाभ्यास 
कर रहा हो और वहीं पर आकर कोई दूसरा व्यक्ति यह कहे कि यहाँ पर 
जो व्यक्ति आते हैं अथवा बैठते हैं, उन व्यक्तियों को भूत भयंकर दुःख देता 
है अथवा मार डालता है | इस बात को सुनकर साधक भयभीत हो जाता 
है और उसकी ध्यान की स्थिति भंग हो जाती है । इस प्रकार से विकल्पवृत्ति 
को योग में बाधक माना जाता है, परन्तु व्यवहार काल में विकल्पवृत्ति से 
भी कार्य किया जाता है । जैसे कि इस शारीर में जो चेतनता है बह जीव की 
है, इस शरीर की नहीं । यहाँ पर यह कहा गया है कि इस शरीर में जो 
चेतनता है वह जीव की है । जीन चेतन-स्वरूप है, जीन और चेतनता 
अलग-अलग नहीं हैं, फिर भी जीव की चेतनता कही जाती है । यह समझाने 
. के लिए बोला जाता है कि शरीर चेतन नहीं किन्तु जीव चेतन है । 


४. निद्रावृत्ति का स्वरूप 


तीन अवस्थाएँ हैं एक जाग्रत्‌ दूसरी स्वप्न और तीसरी सुषुप्ति । जब 
मनुष्य कुछ सोता और कुछ जागता है तन स्वप्नावस्था होती है, जब स्वप्न 
देखना बन्द कर देता है तो गाढ़निद्रा प्रारम्भ हो जाती है । इस गाढ़निद्रा में 
भी मनुष्य सुख और दुःख की अनुभूति करता रहता है, क्योंकि जागने पर 
व्यक्ति कहता है कि मैं आज सुखपूर्वक सोया अथवा दुःखपूर्वक सोया | यह 
निद्रा भी वृत्ति है । इसको भी समाधि काल में रोकना पडता है । यदि 
योगाभ्यास करते समय व्यक्ति को निद्रा आती है तो समाधि की प्राप्ति नहीं 
होती और समाधि सिद्ध साधक को भी यदि योगाभ्यास काल में निद्रा आती 
है तो उसकी समाधि को भंग कर देती है । क्योंकि निद्रा तमोगुणप्रधान 
है । इसलिए योगाभ्यास काल में निद्रा का रोकना आवश्यक है | मनुष्य के 
स्वास्थ्य के लिए निद्रा आवश्यक है, बिना निद्रा के व्यक्ति रोगी हो जाता 


१८ सरल योग से 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है, इसलिए जितनी निद्रा की मनुष्य को आवश्यकता हो उतनी निद्रा अवश्य 
ही लेनी चाहिए,। उचित समय पर सोना और उचित समय पर उठना योग 
में साधक है, बाधक नहीं | 


५. स्मृतिवृत्ति का स्वरूप 


शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि जिन-जिन विषयों का व्यक्ति अनुभव 
करता है उस अनुभव से संस्कार बनते हैं और वे संस्कार स्मृति को उत्पन्न 
करते हैं । जैसेकि किसी व्यक्ति ने बीस वर्ष पर्यन्त शब्द, स्पर्श, रूप,- रस, 
गन्ध इन पाँच विषयों का तल्लीनता से भोग किया । इन विषयों के भोगने 
से संस्कार उत्पन्न हो गये । वे संस्कार समाधिकाल में रूप आदि विषयों 
से सम्बद्ध स्मृति को उत्पन्न करते हैं अथवा जीव उन संस्कारों को उभार 
कर स्मृति को उत्पन्न कर लेता है । स्मृति के उभरने से समाधि भंग हो जाती 
है । इसी प्रकार से मनुष्य इन्द्रियों के द्वारा अनेक विषयों के ज्ञान अथवा 
विपरीत ज्ञान का अनुभव करता है और उस अनुभव से संस्कार बनते हैं और 
उन संस्कारों से स्मृति उत्पन्न होती है । इस प्रसंग में एक बात का परिज्ञान 
करना आवश्यक है | अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कार स्मृति को उत्पन्न करते 
हैं, यह वास्तविकता है, परन्तु जीवात्मा की सहायता के बिना संस्कार स्मृति 
को उत्पन्न नहीं कर सकते | जन साधक यह समझ लेता है कि संस्कारों को 
जगानेवाला मैं हूँ, स्वयं संस्कार स्मृति को उत्पन्न नहीं कर सकते, तो स्मृति 
को रोकने में सुविधा हो जाती है। यह स्मृतिवृत्ति बहुत विस्तृत है । प्रमाणादि 
सभी वृत्तियों के अनुभव से स्मृतिवृत्ति उत्पन्न होती है और स्मृति की भी 
स्मृति उत्पन्न होती है । 

साधक को इन पाँच वृत्तियों का स्वरूप ठीक प्रकार से जान लेना 
चाहिए । जो साधक इनके स्वरूप को ठीक प्रकार से जानकर योगाभ्यास 
करता है, उसको अवश्य ही सफलता मिलती है । समाधिकाल में जन 
साधक के द्वारा वृत्ति उभार ली जाती है तो तत्काल साधक, का यह कर्त्तव्य 
बनता है कि साबधान होकर उचित उपाय से उस वृत्ति को रोक देवे । इसी 
प्रकार से सभी वृत्तियों के विषय में प्रयोग करना चाहिए | 


ईश्वर साक्षात्कार १९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वृत्तियाँ को रोकने के उपाय 


वृत्तियों को रोकने के उपाय विवेक, वैराग्य और अभ्यास हैं । प्रथम 
उपाय विवेक का अभिप्राय है वास्तविक ज्ञान । किसी विषय का केवल 
शाब्दिकज्ञान विवेक नहीं कहलाता | जैसे कि संसार में लाखों लोग यह 
कहते हैं कि यह मनुष्य का शरीर नाशवान्‌ है, परन्तु परीक्षण करके देखा जाए 
तो उन लाखों लोगों में ऐसे एक अथवा दो व्यक्तियों का भी मिलना कठिन 
है जो कि वास्तव में इस मनुष्य शरीर को नाशवान्‌ मानते हों । इसी प्रकार 
से लाखों लोग यह कहते हैं कि सत्य बोलना लाभप्रद है और असत्य बोलना 
हानिकारक है । यदि परीक्षण करके देखा जाए तो उन लाखों लोगों में एक 
या दो व्यक्तियों का मिलना भी कठिन है, जो कि सदा सत्य ही बोलते 
'हों । इसी प्रकार से अनेक लोग यह कहते हैं कि ईश्वर आनन्दस्वरूप है, 
परन्तु उन अनेक मनुष्यों में कोई चिरला ही ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कि ईश्वर 
को आनन्दस्वरूप मानकर ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास शील हो । इसी 
प्रकार से सर्वत्र समझना चाहिए कि केवल शाब्दिक ज्ञान विवेक नहीं है । 

'जिस जान के उत्पन्न होने पर अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है वह 
विवेक-ज्ञान कहलाता है। एक छोटा बालक बार-बार अग्नि में हाथ डालने 
का प्रयास करता है और माता-पिता अग्नि में हाथ डालने से बार-बार रोकते 
हैं परन्तु इतना प्रयत्न करने पर भी वह नहीं मानता ॥ यदि वह बालक एक 
बार भी अग्नि में हाथ डाल देवे और उसका हाथ कुछ जल जाए तो उसके 
पश्चात्‌ वह बालक अग्न में हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि उसे अच्छी प्रकार 
ज्ञान हो गया है कि अग्नि जला देती है और उससे दुःख होता | इसी प्रकार 
से विवेक के विषय में समझना चाहिए । जब तक किसी व्यक्ति को यह 
ज्ञान नहीं है कि चित्त क्या है, चित्त की वृत्तियाँ क्या हैं, मेरा स्वरूप क्या है 
और जिसको योगाभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उस ईश्वर का स्वरूप 
क्या है ! तब तक व्यक्ति वृत्तियों का निरोध नहीं कर सकता | इसलिए चित्त 
की वृत्तियों को रोकने के लिए मुख्य-मुख्य वस्तुओं का व्यवहारिक ज्ञान 
अवश्य ही होना चाहिए | 


विवेक के मुरूय विषय तीन हैं 
विवेक के तीन मुख्य विषय हैं एक ईश्वर, दूसरा जीव और तीसरी 
3e 'सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकृति । जब योगाभ्यासी इन तीन पदार्थों के विषय में अच्छी प्रकार से जान 
लेता है तो चित्त की वृत्तियों के निरोध करने में सफल हो जाता है । 


ईश्वर का स्वरूप 


ईश्वर के विषय में योगाभ्यासी का ज्ञान संशयरहित होना चाहिए | 
जब तक व्यक्ति के मन में संशय बना रहेगा तब तक ईश्वर को पाने की तीव्र 
इच्छा नहीं हो सकती | इसलिए ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है, यह 
जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है | ईश्वर के विषय में मनुष्यों में 
अनेक मतभेद हैं । ईश्वर है या नहीं, और है तो किस प्रकार का है, इत्यादि 
संशयों का निवारण करना आवश्यक है । प्रत्येक मनुष्य को यह समझना 
चाहिए कि ईश्वर एक वस्तु है, ईश्वर को वस्तु, द्रव्य व पदार्थ कहने में कोई 
भी दोष नहीं आता । जैसे भूमि, जल, अग्नि आदि वस्तु (द्रव्य-पदार्थ) है; 
वैसे ही ईश्वर भी वस्तु-द्रव्य-पदार्थ है । कस्तु-द्रव्य-पदार्थ इनकी व्यापक 
परिभाषा यह है कि जिसमें गुण रहते हैं उसी को वस्तु, द्रव्य अथवा पदार्थ 
कहते हैं । भूमि में गन्ध आदि गुण रहते हैं, जल में रसादि गुण रहते हैं । 
इसलिए न्याय, वैशेषिक आदि दर्शनों की भाषा में इनको वस्तु, द्र्य अथवा 
पदार्थ कहते हैं । इसी प्रकार ईश्वर में ज्ञान, आनन्द, बलादि अनेक गुण रहते 
हैं, अतः ईश्वर एक वस्तु, द्रव्य या पदार्थ है । वस्तु, द्रव्य और पदार्थ ये 
पर्यायवाची शब्द हैं । जैसे भूमि, जलादि पदार्थ हमारे उपयोग में आते हैं, 
aa ही ईश्वर भी हमारे उपयोग में आता है । नहुत-से लोग तो ईश्वर को 
जानते ही नहीं, इसलिए ईश्वर का उपयोग नहीं कर सकते | यदि सभी मनुष्य 
ईश्वर को ठीक प्रकार से जान लें और उसका उचित उपयोग करें तो विश्व 
का कल्याण हो जाए । ईश्वर को जाने, माने और व्यवहार में लाये बिना 
दुःखों की परिसमाप्ति और नित्य सुख की प्राप्ति कभी भी सम्भव नहीं है । 
ईश्वर एक ही है, अनेक नहीं | मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी प्राणी ईश्वर 
के पुत्र हैं और ईश्वर सभी प्राणियों का पिता है, ऐसा समझना चाहिए | 


ईश्वर के विशेष लक्षण 
ईश्वर सत्‌ है अर्थात्‌ उसका कभी भी विनाश नहीं होता और वह एक 


सत्तात्मक पदार्थ है । चित्त है-चेतन (ज्ञानी) है । आनन्द है-सुखस्वरूप है, 
नित्य-सुख से युक्त है । निराकार है-आकृति से रहित है। सर्वेशन्तिमान ह है-आकृति से रहित है | सर्वशक्तिमान है 
जित्यस्सल से अत RIGS ee 


ईश्वर साक्षात्कार २१ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अर्थात्‌ सृष्टि की उत्पति, स्थिति, प्रलय करने में और जीवों को कर्मफल देने 
में किसी की सहायता नहीं लेता । न्यायकारी है-जो जीव जितना अच्छा या 
बुरा कर्म करता है उसका उतना ही अच्छा या बुरा फल देता है, न्यून अथवा 
अधिक नहीं देता | दयालु है- उत्तम-उत्तम पदार्थ देने के स्वभाववाला है 
और नुरे कर्म करनेबालों को उचित दण्ड देकर उनको बुराई से बचाकर उन 
पर दया करता है । अजन्मा है-कभी भी जन्म नहीं लेता | अनन्त है-सीमा 
रहित है । निर्विकार है-ईश्वर में कभी भी किसी प्रकार का विकारटपरिवर्तन, 
घटना-बढ़ना-गलना और कामी, क्रोधी आदि होना नहीं होता । अनादि 
है-उत्पति रहित है । अनुपम है-ईश्वर के तुल्य अन्य कोई भी पदार्थ नहीं 
है । सर्वाधार है-सभी पदार्थों का आधार-आश्रय है । सर्वेश्वर है-समस्त 
- ऐश्वर्य अर्थात्‌ अनन्त ज्ञान, आनन्द, बल ईश्वर में है । सर्वव्यापक है-सभी 
जड़ और चेतन, कारण और कार्य पदार्थों में विद्यमान है । सर्वान्तर्यामी 
है-सभी पदार्थों के अन्दर रहकर उनको नियन्त्रण में रखने वाला है । अजर 
है- कभी बूढ़ा नहीं होता | अमर है- कभी मरता नहीं है, नष्ट नहीं होता 
है । अभय है- कभी भी किसी से डरता नहीं है । नित्य है- सदा विद्यमान 
रहता है । पवित्र है- अज्ञान, अधर्म आदि दोषों से रहित है । सृष्टि कर्त्ता 
है- सृष्टि का रचयिता है, ये ईश्वर के लक्षण हैं । जो व्यक्ति ईश्वर को ऐसा 
“ही जानता, मानता और अपने व्यबहार में भी ईश्वर की आज्ञा का पालभ 
करता तथा लौकिक पदार्थों की उपासना को छोड़कर ईश्वर की उपासना 
करता है, वह मनुष्य विवेकी है अन्य नहीं | 


जीव का स्वरूप 


जीव के विषय में संशायरहित ज्ञान की अत्यन्त आवश्यकता है । जीव 
के विषय में ऐसा जानना चाहिए कि जीव भी एक वस्तु है, एक द्रव्य है । 
जैसे भूमि, जलादि द्रव्यं हैं बैसे ही जीव भी एक द्रव्य है । जीव के लक्षण 
इस प्रकार से हैं-जीन सत्‌ है इसका कभी भी विनाश नहीं होता, यह एक 
सत्तात्मक पदार्थ है | चित्‌ है- चेतन है अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ वस्तु है । अनादि 
है- इसकी कभी भी उत्पत्ति नहीं होती । इच्छा से युक्त है, जिस वस्तु को 
हितकारी समझता है उसको लेने की इच्छा करता है । एक देशी है- एक 
स्थान पर रहता है, ईश्वर की भाँति सर्वव्यापक नहीं है । अल्पज्ञ है- थोड़ा 


२२ सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

जानता है, सर्वज्ञ नहीं है । कर्म. करने में स्वतन्त्र है अर्थात्‌ अच्छे-बुरे कर्म 
करने में स्वतन्त्र है और उन कर्मों के फल भोगने में ईश्वर के आधीन है । 
जब जीवात्मा अपने स्वरूप को अच्छे प्रकार से जान लेता है तो मन और 
इन्द्रियों को अपने अधिकार में कर लेता है । जिस प्रकार से एक विमान 
चालक अपने स्वरूप (=शक्ति-सामर्थ्य) को ठीक प्रकार से जानता है और 
विमान के स्वरूप को भी ठीक प्रकार से जानता है तो विमान को अपने 
नियन्त्रण में रखकर अपने लक्ष्य पर पहुँच जाता है । इससे भिन्न स्थिति में 
विमान चालक अपने अभीष्ट लक्ष्य पर नहीं पहुँच सकता | यही बात योग 
के विषय में भी जाननी चाहिए कि जो व्यक्ति अपने शारीर, इन्द्रिय, मनादि 
साधनों को ठीक प्रकार से जानता है और अपने स्वरूप को भी ठीक प्रकार 
से जानता है वही अपने लक्ष्य ब्रह्मप्राप्ति को कर पाता है अन्य नहीं । इसी 
बात को समझाने के लिए उपनिषद्‌ में कहा है कि हे मनुष्य ! तू आत्मा को 
रथी जान, शरीर को रथ जान, बुद्धि को सारथि जान, मन को लगाम जान 
और इन्द्रियों को घोड़े, फिर इनका प्रयोग कर । जो साधक आत्मा के स्वरूप 
को और शरीरादि साधनों को अच्छी प्रकार से नहीं जानते वे यही कहते हैं 
कि मेरा मन नहीं मानता, मन मेरे अधिकार में नहीं रहता, मेरी इच्छा के बिना 
स्वयं विषयों की ओर चला जाता है । इस अवस्था में योगाभ्यासी योगमार्ग 
में सफल नहीं हो पाता । जन व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को ठीक प्रकार से 
जान लेता है तो चित्त की वृत्तियों के निरोध करने में निश्चितरूपेण सफलता 
प्राप्त कर लेता है । 


प्रकृति का स्वरूप. 


जैसे ईश्वर का स्वरूप और जीव का स्वरूप जानना आवश्यक है, 
वैसे ही प्रकृति का स्वरूप जानना भी आवश्यक है । सांरूयदर्शन के अनुसार 
प्रकृति का स्वरूप इस प्रकार से है-सत्त्व, रज और तम की साम्यावस्था 
प्रकृति है । सत्त्व, रज, तम ये तीन प्रकार के अत्यन्त सूक्ष्म द्रव्य हैं । इनमें 
सत्त्व प्रकाशशील है, रज गतिशील है और तम स्थितिशील है । यह प्रकृति 
समस्त संसार को बनाने की सामग्री अथवा उपादानकारण है । जब यह 
संसार प्रलय को प्राप्त हो जाता है तब सत्त्, रज और तम साम्यावस्था में 
रहते हैं, अर्थात्‌ उस समय इनकी विषमावस्था समाप्त हो जाती है। इन तीनों 


a 
ईश्वर साक्षात्कार SO Sree a 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अर्थात्‌ सृष्टि की उत्पति, स्थिति, प्रलय करने में और जीवों को कर्मफल देने 
में किसी की सहायता नहीं लेता | न्यायकारी है-जो जीव जितना अच्छा या 
बुरा कर्म करता है उसका उतना ही अच्छा या बुरा फल देता है, न्यून अथवा 
अधिक नहीं देता | दयालु है- उत्तम-उत्तम पदार्थ देने के स्वभाववाला है 
और बुरे कर्म करनेबालों को उचित दण्ड देकर उनको बुराई से बचाकर उन 
पर दया करता है । अजन्मा है-कभी भी जन्म नहीं लेता । अनन्त है-सीमा 
रहित है । निर्विकार है-ईश्वर में कभी भी किसी प्रकार का विकार-परिवर्तन, 
घटना-बढ़ना-गलना और कामी, क्रोधी आदि होना नहीं होता । अनादि 
है-उत्पति रहित है । अनुपम है-ईश्वर के तुल्य अन्य कोई भी पदार्थ नहीं 
है । सर्वाधार है-सभी पदार्थों का आधार-आश्रय है । सर्वेश्वर है-समस्त 
- ऐश्वर्य अर्थात्‌ अनन्त ज्ञान, आनन्द, नल ईश्वर में है । सर्वन्यापक है-सभी 
जड़ और चेतन, कारण और कार्य पदार्थो में विद्यमान है । सर्वान्तर्यामी 
है-सभी पदार्थों के अन्दर रहकर उनको नियन्त्रण में रखने वाला है । अजर 
है- कभी बूढ़ा नहीं होता । अमर है- कभी मरता नहीं है, नष्ट नहीं होता 
है । अभय है- कभी भी किसी से डरता नहीं है । नित्य है- सदा विद्यमान 
रहता है । पवित्र है- अज्ञान, अधर्म आदि दोषों से रहित है । सृष्टि कर्त्ता 
है- सृष्टि का रचयिता है, ये ईश्वर के लक्षण हैं । जो व्यक्ति ईश्वर को ऐसा 
“ही जानता, मानता और अपने व्यवहार में भी ईश्वर की आज्ञा का पालभ 
करता तथा लौकिक पदार्थों की उपासना को छोड़कर ईश्वर की उपासना 
करता है, वह मनुष्य विवेकी है अन्य नहीं | 


जीव का स्वरूप 


जीव के विषय में संशयरहित ज्ञान की अत्यन्त आवश्यकता है । जीव 
के विषय में ऐसा जानना चाहिए कि जीव भी एक वस्तु है, एक द्रव्य है । 
जैसे भूमि, जलादि द्रव्य हैं वैसे ही जीव भी एक द्रव्य है । जीव के लक्षण 
इस प्रकार से हैं-जीव सत्‌ है इसका कभी भी विनाश नहीं होता, यह एक 
सत्तात्मक पदार्थ है | चित्‌ है- चेतन है अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ वस्तु है । अनादि 
है- इसकी कभी भी उत्पत्ति नहीं होती । इच्छा से युक्त है, जिस वस्तु को 
हितकारी समझता है उसको लेने की इच्छा करता है । एक देशी है- एक 
स्थान पर रहता है, ईश्वर की भाँति सर्वव्यापक नहीं है । अल्पज्ञ है- थोड़ा 


२२ सरल योग से 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

जानता है, सर्वज्ञ नहीं है । कर्म, करने में स्वतन्त्र है अर्थात्‌ अच्छे-बुरे कर्म 
करने में स्वतन्त्र है और उन कर्मों के फल भोगने में ईश्वर के आधीन है । 
जब जीवात्मा अपने स्वरूप को अच्छे प्रकार से जान लेता है तो मन और 
इन्द्रियों को अपने अधिकार में कर लेता है । जिस प्रकार से एक विमान 
चालक अपने स्वरूप (=शक्ति-सामर्थ्य) को ठीक प्रकार से जानता है और 
विमान के स्वरूप को “भी ठीक प्रकार से जानता है तो विमान को अपने 
नियन्त्रण में रखकर अपने लक्ष्य पर पहुँच जाता है । इससे भिन्न स्थिति में 
'विमान चालक अपने अभीष्ट लक्ष्य पर नहीं पहुँच सकता | यही बात योग 
के विषय में भी जाननी चाहिए कि जो व्यक्ति अपने शरीर, इन्द्रिय, मनादि 
साधनों को ठीक प्रकार से जानता है और अपने स्वरूप को भी ठीक प्रकार 
से जानता है वही अपने लक्ष्य ब्रह्मप्राप्ति को कर पाता है अन्य नहीं । इसी 
बात को समझाने के लिए उपनिषद्‌ में कहा है कि हे मनुष्य ! तू आत्मा को 
रथी जान, शरीर को रथ जान, बुद्धि को सारथि जान, मन को लगाम जान 
और इन्द्रियों को घोड़े, फिर इनका प्रयोग कर । जो साधक आत्मा के स्वरूप 
को और शरीरादि साधनों को अच्छी प्रकार से नहीं जानते वे यही कहते हैं 
कि मेरा मन नहीं मानता, मन मेरे अधिकार में नहीं रहता, मेरी इच्छा के बिना 
स्वयं विषयों की ओर चला जाता है । इस अवस्था में योगाभ्यासी योगमार्ग 
में सफल नहीं हो पाता | जब व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को ठीक प्रकार से: 
जान लेता है तो चित्त की वृत्तियों के निरोध करने में निश्चितरूपेण सफलता 
प्राप्त कर लेता है । | 


प्रकृति का स्वरूप. 


जैसे ईश्वर का स्वरूप और जीव का स्वरूप जानना आवश्यक है, 
वैसे ही प्रकृति का स्वरूप जानना भी आवश्यक है । सांख्यदर्शन के अनुसार 
प्रकृति का स्वरूप इस प्रकार से है-सत्त्त, रज और तम की साम्यावस्था 
प्रकृति है । सत्त्व, रज, तम ये तीन प्रकार के अत्यन्त सूक्ष्म द्रव्य हैं । इनमें 
सत्त्व प्रकाशशील है, रज गतिशील है और तम स्थितिशील है । यह प्रकृति 
समस्त संसार को बनाने की सामग्री अथवा उपादानकारण है । जन यह 
संसार प्रलय को प्राप्त हो जाता है तब सत्त्व, रज और तम साम्यावस्था में 
रहते हैं, अर्थात्‌ उस समय इनकी विषमावस्था समाप्त हो जाती है । इन तीनों 


L Maaa 
ईश्वर साक्षात्कार नि कने 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की इस साम्यावस्था को ही सांख्यदर्शन में प्रकृति कहते हैं । आजकल के 
भौतिक वैज्ञानिक इसको किसी अन्य नाम से भी बोल सकते हैं । केबल 
नाममात्र में भेद हो सकता है, वस्तु में भेद नहीं हो सकता | जैसे कि भारत 
के लोग एक तरल द्रव्य को जल कहते हैं जो प्यास को शान्त करता है, इसी 
जल द्र्य को दूसरे देश वाले किसी अन्य शब्द से व्यबहार में लाते हैं । 

यह द्रव्य के नाम में भेद है, स्वरूप में भेद नहीं है इसी प्रकार से सांख्यकार 
ने जिन तीन की साम्यावस्था को प्रकृति कहा है, अन्य लोग इसको किसी 
अन्य नाम से भी बोल सकते हैं । संसार में भिन्न-भिन्न पदार्थों को देखने से 
भी यह पता चलता है कि किसी पदार्थ में सत्त्व की प्रधानता है, किसी में 
रुज की प्रधानता है, किसी में तम की प्रधानता है । भोजनादि खाने से और 
दूध आदि पीने से भी व्यक्ति पर भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रभाब पड़ता है । इन 
सब बातों से यह सिद्ध होता है कि संसार के स्थूल और सूक्ष्म सभी पदार्थ 
सत्त्व, रज, तम से बने हैं, अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार का उपादानकारण प्रकृति 
है | जैसे ईश्वर अनादि और विनाशरहित है वैसे ही प्रकृति भी अनादि अर्थात्‌ 
उत्पत्ति रहित और विनाशरहित है | प्रकृतिं की दो अवस्थाएँ हैं एक साम्याबस्था 
और दूसरी विषमावस्था | साम्याबस्था का नाम 'प्रकृति' और विषमावस्था 
का नाम “विकृति' है | संसार में स्थूल और सूक्ष्म जितने भी पदार्थ उत्पन्न 
होते हैं वे सब प्रकृति की विषमावस्था हैं । प्रकृति की साम्यावस्था और 
'विषमावस्था, इन दोनों अवस्थाओं में जिस भी स्वरूप में प्रकृति रहती है, 

उसका जानना आवश्यक है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि प्रकृति और 
विकृति के प्रत्येक भाग को प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जाना जाए , अनुमान प्रमाण 
और शब्द प्रमाण से जानने पर भी व्यक्ति के कार्य की सिद्धि हो 
जाती है | 


प्रकृति को लेकर ईश्वर संसार की रचना करता है 


संर्यदर्शन के अनुसार सूष्टि की रचना इस प्रकार से हुई है- सत्त्व, 
रज, तम इन तीनों को लेकर सर्वप्रथम ईश्वर ने महान्‌ अर्थात्‌ महत्तत्व को 
बनाया | महत्तत्व से अहंकार को उत्पन्न किया | अहंकार से पाँच तन्मात्राओं, 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कमेन्द्रियों और मन इन सोलह कार्यों को उत्पन्न 
किया | पाँच तन्मात्राओं से पाँच स्थूल भूतों को उत्पन्न किया और पाँच स्थूल 


a EN न a 
२४ सरल योग से 


= CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भूतों से मनुष्य,?'षंशुआदि?के१्शेशैरीकी' ओर eaters SHS पदार्थों को 
उत्पन्न किया । प्रत्येक व्यक्ति शरीर, इन्द्रिय आदि साधनों से अपने समस्त 
लौकिक और आध्यात्मिक कार्यों को सिद्ध करता है । जिन साधनों से व्यक्ति 
अपने कार्यों को करता है, उन साधनों का परिज्ञान करना आवश्यक है । 
साधनों के वास्तविक ज्ञान के बिना न तो लौकिक कार्य हो सकते हैं और 
न योग की सिद्धि हो सकती है । इसलिए प्रकृति और विकृति इन दोनों को 
ठीक प्रकार से जानकर ही योगाभ्यासी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर 
सकता E, अन्यथा नहीं । 


चित्तवृत्ति निरोध का दूसरा उपाय 'वैराग्य' है 


विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है बिना विवेक के वैराग्य की उत्पत्ति | 
सम्भव नहीं है | साधक का यह मुख्य कर्त्तव्य है कि वैराग्य के स्वरूप को 
समझे और उसको प्राप्त करने के लिए पूर्ण प्रयास करे | अनेक पदार्थों को 
व्यक्ति अपनी ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष से जानता हैं जैसे पाँच ज्ञानेन्द्रियों 
के द्वारा पाँच विषयों का अर्थात्‌ गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द का प्रत्यक्ष 
रूप से भोग करता है; अनेक विषयों का प्रत्यक्ष रूप से तो अनुभव नहीं करता 
किन्तु उपदेशरूप में सुनता अथवा ग्रन्थों में पढ़ता है जैसे कि जो व्यक्ति स्वर्ग 
की इच्छा करता है, वह यज्ञ करे । यज्ञ करने से जो स्वर्गलौकिक सुख 
विशेष मिलता है, बह आज तक उस व्यक्ति ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, 
केवल सुना है । तो इन प्रत्यक्ष रूप से जाने व भोगे हुए और उपदेश द्वारा 
सुने ब ग्रंथों में पढ़े हुए विषयों की तृष्णा से रहित होना, साथ ही मन, इन्द्रियाँ 
मेरे बश में हैं यह अनुभूति करना वैराग्य है । विवेक के द्वारा जब व्यक्ति 
यह जान लेता है कि संसार का प्रत्येक सुख क्षणिक है और उस सुख में 
योगदर्शन के अनुसार परिणाम-दुःख, ताप-दुःख, संस्कार-दुःख और गुणवृत्ति 
'विरोध-दुःख यह चार प्रकार का दुःख मिला हुआ है, तो उससे विरक्त हो 
जाता है । इस वैराग्य की प्राप्ति होने पर सम्प्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती 
है । इस वैराग्य को 'अपर-वैराग्य' कहा जाता है | इस वैराग्य से असम्म्रज्ञात 
समाधि की सिद्धि नहीं होती | ईश्वर साक्षात्कार के लिए असम्प्रज्ञात समाधि 
की आवश्यकता होती हैं और असम्प्रज्ञात समाधि का साधन 'पर-वैराग्य' 
है | ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होने से “पर-वैराग्य' की सिद्धि होती है । इस 


ईश्वर साक्षात्कार i 3h 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


anita ae Arya Samaj Foundation Chennai an eet 
वैराग्य की प्राप्ति i पर सम्प्रज्ञात समाधि के ज्ञान गे सुख की उपलब्धि 


से भी वैराग्य हो जाता है । इसलिए अपर-वैराग्य से सम्प्रज्ञातसमाधि को 
fate करनी चाहिए और पर-वैराग्य से असम्प्रज्ञातसमाधि की सिद्धि करनी 
चाहिए | 


चित्तवृत्ति निरोध का तीसरा उपाय “अभ्यास है 


केवल विवेक और वैराग्य से योग की सिद्धि नहीं होती । इसलिए 
अभ्यास का ग्रहण किया जाता है । चित्त की एकाग्रता को बनाये रखने के 
लिए जो प्रयत्न किया जाता है, उसे 'अभ्यास' कहते हैं । इसे यूँ भी कह सकते 
हैं कि चित्त की एकाग्रता के सम्पादन के लिए योग के आठ अंगों का 
अनुष्ठान करना 'अभ्यास' है । किसी भी कठिन कार्य की सिद्धि करने के 
'लिए जो बार-बार परिश्रम किया जाता है वही “अभ्यास है | बार-बार प्रयत्न 
करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है । योग के लिए भी बार-बार 
अभ्यास करने से योग सरल हो जाता है । विवेक और वैराग्य की प्राप्ति होने 
पर यदि उचित रूप से अभ्यास न किया जाए तो जन्म-जन्मान्तरों की काम, 
क्रोध आदि की वासनाएँ विवेक और वैराग्य को समाप्त कर देती हैं, अतः 
विवेक और वैराग्य को स्थिर बनाने के लिए सतत्‌ अभ्यास को आवश्यकता 
रहती है । 


अभ्यास का प्रयोग 


अभ्यास का स्वरूप समझने के पश्चात्‌ अभ्यास का प्रयोग कैसे करना 
चाहिए, इसका परिज्ञान भी आवश्यक है । जन्म-जन्मान्तर की अशुभ वासनाएँ 
थोड़े अभ्यास से नहीं रुक सकतीं, उन वासनाओं को रोकने के लिए और 
उनको निर्बल बनाने के लिए लम्बे काल पर्यन्त अभ्यास करना चाहिए | जब 
किसी व्यक्ति का अशुभकर्म करते-करते लम्बा अभ्यास हो जाता है तो उस 
कर्म को करने से जो संस्कार बनते हैं वे अत्यन्त दृढ़ होते हैं । संस्कार जितने 
दृढ़ होते हैं, उनको रोकने में उतना ही अधिक परिश्रम करना पड़ता है और 
लम्बे काल तक करना पड़ता है । जैसे कि थोड़े मलिन वस्त्र को शुद्ध करने 
में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है और अधिक मलिन वस्त्र को शुद्ध करने में 
अधिक परिश्रम करना पड़ता है । जीवात्मा अनादि है, वह अनेक जन्मों से 
विविध इन्द्रियों के विषयों को भोगता चला आ रहा है । उन अनेक जन्मों 
२६ सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


में भोगे हुए विर्षमीँ की सैंस्कीरे अस्थित दे है अति कलित अभ्यास 
करना आवश्यक है, थोड़े काल तक किया हुआ अभ्यास उन अशुभ संस्कारों 
को रोकने में समर्थ नहीं हो सकता | 


अभ्यास्र के विषय में दूसरी बात- यह है कि अभ्यास को सतत्‌ 
लगातार किया जाये | मध्य-मध्य में छोड़ने से अशुभ वासनाएँ जैसी की तैसी 
बनी रहती हैं । जब व्यक्ति कुछ दिन अभ्यास करता है और कुछ दिन छोड़ 
देता है तो उससे विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि मध्य में अभ्यास को छोड़ 
देने से बुरे संस्कारों में पुनः बल आ जाता है जैसा कि अभ्यास करने से पूर्व 
था | जैसे कोई व्यक्ति अपने खेत के हानिकारक वृक्षों को सुखाने के लिए. 
उनमें पानी देना बन्द कर देता है और बीच-बीच में पुनः पानी देता है, तो 
वे हानिकारक वृक्ष फिर हरे-भरे हो जाते हैं । इसी प्रकार से बुरे संस्कारों को 
भी नीच-बीच में उभरने का अवकाश मिलने से वे प्रबल हो जाते हैं और 
अच्छे संस्कार निर्बल हो जाते हैं । इसलिए निरन्तर अभ्यास करने से ही 
विशेष सफलता मिलती है | 

तीसरी बात- अभ्यास में यह है कि अभ्यास ज्ञानपूर्वक करना 
चाहिए । बिना ज्ञान के अभ्यास करने में सफलता नहीं मिलती । पूर्व 
बतलाया जा चुका है कि प्रयत्न का नाम अभ्यास है । कोई व्यक्ति प्रयत्न 
तो बहुत करता है परन्तु ज्ञानपूर्वक नहीं करता, तो बह अपने लक्ष्य पर नहीं 
पहुँचता, जैसे कि कोई व्यक्ति दिल्ली से कलकत्ता जाना चाहता है और 
कलकत्ता की टिकट भी ले लेता है, परन्तु अज्ञानता के कारण अमृतसर 
जानेवाली गाड़ी में बैठ जाता है तो कलकत्ता नहीं पहुँचता, अमृतसर पहुँच 
जाता है | इसी प्रकार से योग में भी अज्ञानतापूर्वक किये अभ्यास का परिणाम 
गलत होता है | 

चौथी बात- अभ्यास में यह है कि तपपूर्वक अभ्यास होना चाहिए, 
बिना तप के अभ्यास मनुष्य को लक्ष्य पर नहीं पहुँचा सकता | सुख-दुःख, 
हानि-लाभ, सर्दी- गर्मी, मान-अपमान आदि को सहन करना “तप॑ है । जब 
व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसमें सुख-दुःख, हानि-लाभ आदि होते ही 
रहते हैं | जो व्यक्ति हानि-लाभ, मान-अपमान आदि को सहता हुआ 
अभ्यास करता रहता है, वह अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है और जो तपस्वी 
नहीं है वह विफल हो जाता है। एक व्यक्ति पूर्णसत्यवादी, विदान्‌, परोपकारी, 
ईश्वर साक्षात्कार ह २७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and = vee 
बलवान्‌ बनना चाहता है परन्तु इन गुणों को प्राप्त लिए जो महान्‌ 


परिश्रम करना पड़ता है, उस परिश्रम से होनेवाले कष्टों से डरता है । ऐसी 
अवस्था में वह व्यक्ति विशेष गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता | इसी प्रकार 
से योगाभ्यास करनेवाला व्यक्ति यदि हानि-लाभ, दुःख-सुख, मान-अपमान, 
सर्दी-गर्मी आदि से डरता है तो योग में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए 
अभ्यास में तप की महती आवश्यक है । 

पाँचवी बात- अभ्यास को सफल बनाने में ब्रह्मचर्य का पालन करना 
आवश्यक है | जब तक व्यक्ति अपनी इन्द्रियों पर संयम नहीं करता, तब तक 
frat भी महान्‌ कार्य को सिद्ध नहीं कर सकता | एक व्यक्ति यह जानता 
है कि अमुक भोजन मेरे शरीर के लिए हानिकारक है, परन्तु रसना इन्द्रिय 
उसके वश में नहीं है, हानिकारक जानते हुए भी उस भोजन को खा लेता 
है । रोगी होने पर व्यक्ति के सभी कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं । ध्यानकाल में 
योगाभ्यासी को एक गाना सुनाई देता है और गाना सुनने से ही ध्यान की 
हानि होती है, परन्तु ध्यान करनेवाला व्यक्ति अपनी श्रोत्रेन्द्रिय को वश में नहीं 
कर सकता, तो ध्यान की सिद्धि नहीं होती | इसी प्रकार से प्रत्येक इन्द्रिय 
के विषय में जानना चाहिए । जो योगाभ्यासी अपने मन और सभी इन्द्रियों 
को वश में रखता है, यथाशक्ति वीर्य की रक्षा करता है, बह अपने लक्ष्य पर 
पहुँच जाता है । 

छठी बात- अभ्यास को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए | एक व्यक्ति किसी 
से प्रभावित होकर 'योगाभ्यास तो करता है, परन्तु योगाभ्यास में उसकी 
रुचि-श्रद्धा नहीं है । बिना श्रद्धा के अभ्यास करने से साधक के संस्कार 
अच्छे नहीं बनते, अपने उद्देश्य पर पहुँचने में बह पूर्ण रूपेण पुरुषार्थ नहीं 
करता तथा लक्ष्य के प्रति उपेक्षा उत्पन्न हो जाती है । फलतः सफल नहीं 
हो पाता है । 

तो अभ्यास का प्रयोग दीर्घकाल, निरन्तर, विद्यापूर्वक, तपपूर्वक, 
ब्रह्मचर्यपूर्वक और श्रद्धापूर्वक करना चाहिए । इस प्रकार से किया गया 
अभ्यास व्यक्ति की स्थिति को अत्यन्त दुढ़ बना देता है । जिससे कि काम, 
क्रोध, लोभादि योगाभ्यासी को योगमार्ग से विचलित नहीं कर सकते | जिस 
व्यक्ति का अभ्यास दृढ़ नहीं है, उस व्यक्ति को जन्म-जन्मान्तर की वासनाएँ _ 
योगमार्ग से हटा देती हैं | 
२८ सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ` 


इस प्रसंग से एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यह समाधि की सिद्धि 
कितने समय में होती है ? इसका उत्तर यह है कि जो व्यक्ति साधनों का 
उपयोग जितने ऊँचे स्तर पर करेगा, उतना ही शीघ्र वह समाधि को प्राप्त 
कर लेगा | समाधि की प्राप्ति में काल का नियम नहीं है । साधक की 
योग्यता और साधनों की स्थिति के आधार पर समाधि शीघ्र अथवा विलम्ब 
से प्राप्त होती है । जो व्यक्ति पूर्व जन्म में योगाभ्यास करके उत्तम संस्कार 
बनाके आया है और इस जन्म में किसी ब्रह्मवेत्ता गुरु से योग विद्या का 
प्रशिक्षण लेता है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में उद्यत रहता 
है और विवेक, वैराग्य, अभ्यास जिसके ऊँचे हैं, वह शीघ्र ही समाधि को 
प्राप्त कर लेता है, अतः समाधि प्राप्ति में काल का कोई नियम नहीं है । इस 
विषय में महर्षि कपिलाचार्य ने स्पष्ट किया है “न काल नियमो बामदेबबत्‌' . 
(सांख्य ४/२०) समाधि की प्राप्ति में काल का नियम नहीं है, जैसे कि पूर्व - 
जन्म की योग्यता के आधार पर वामदेव आचार्य ने शीघ्र ही समाधि प्राप्त 
की थी । जो साधक अतिशीघ्र समाधि प्राप्त करना चाहते हैं, वे ईश्वर 
प्रणिधान करें । 


ईड्वर-प्रणिघान की परिभाषा 


ईश्वर की विशेष भक्ति उपासना, ईश्वर के प्रति अत्यन्त प्रेम, 
आत्मसमर्पण, उसकी आज्ञा का पालन, समस्त क्रियाओं को उसके अर्पण 
करना और उनका कोई लौकिक फल न चाहना ईश्वर प्रणिधान है । यह बात 
तो सत्य ही है कि ईश्वर प्रणिधान से अतिशीघ्र समाधि की उपलब्धि होती 
है, परन्तु ईश्वर प्रणिधान की सिद्धि ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानें 
बिना नहीं होती, इसी कारण से योगदर्शनकार ने ईश्वरप्रणिधान के प्रकरण 
में ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का बर्णन किया है | ईश्वर के स्वरूप को 
जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है । जन मनुष्य ईश्वर को ठीक 
प्रकार से जानकर उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करता है तो ईश्वर 
oT नियमानुसार साधक को सहायता देता है । ईश्वर की सहायता मिलने 
सै समाधि की प्राप्ति सरल हो जाती है, तथा समाधि प्राप्ति में होनेवाली 
अनेक बाधाएँ दूर हो जाती हैं, अतः ईश्वर के स्वरूप को जानकर शीघ्र 
समाधि लाभ करना चाहिए | : 


ईश्वर साक्षात्कार ; २९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


योगदर्शन के अनुसार ईश्वर का स्वरूप 


जो क्लेशो अर्थात्‌ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इन 
पाँच क्लेशो से रहित है । भूत, भविष्यत्‌ और वर्त्तमान तीनों कालों में जिसको 
क्लेश नहीं छूते, जो कभी भी अशुभकर्म नहीं करता केवल शुभकर्म ही करता 
है और अपने किये हुए कमों का कभी फल नहीं भोगता । कर्मफल भोगने 
से जो वासनाएँ उत्पन्न होती हैं, उनसे रहित है । ऐसा पुरुषविशेष ईश्वर 
है । जिसके अनन्त ज्ञान से अधिक किसी अन्य का ज्ञान नहीं है और न ईश्वर 
` के ज्ञान के तुल्य किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञान है । जीव में जो ज्ञान है वह 
अल्प है । उस ज्ञान से जीव न व्यबहार को सिद्ध कर सकता है और न मोक्ष 
को प्राप्त कर सकता है । ईश्वर जीव को अपना ज्ञान देता है, तब वह अपने 
लौकिक कार्य और मोक्ष की सिद्धि करता है । इसलिए जिसमें अनन्त ज्ञान 
है, वह ईश्वर है । जो गुरुओं का भी गुरु है, बह ईश्वर है । जितने भी विद्या 
पढ़ानेवाले गुरु वर्तमान काल में हैं, भूत काल में थे और आगे भविष्य में 
होंगे, उन सनका जो गुरु है, वह ईश्वर है । सृष्टि के आदि में ईश्वर ने वेदों 
का ज्ञान दिया, उसके पश्चात्‌ ही मनुष्य विद्वान्‌ बने और उन्होंने फिर दूसरे 
मनुष्यों को विद्या पढ़ाई | आजकल भी जो विद्या पढ़ाई जाती है, वह चाहे 
भौतिक विद्या हो और चाहे अध्यात्मिक विद्या हो, उस सम्पूर्ण विद्या का 
देनेबाला ईश्वर है, अन्य कोई भी नहीं है । जब यह संसार नहीं बना था, 
उस समय सभी विद्याएँ ईश्वर में विद्यमान थीं । यदि ईश्वर में सभी चिद्याएँ 
न होतीं, तो आज कहाँ से आती | इसलिए ईश्वर सब गुरुओ का भी गुरु 
है । ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान करके पुनः उसके नाम का ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए । ईश्वर का स्वरूप और ईश्वर का नाम इन दोनों का परस्पर 
वाच्य-वाचक सम्बन्ध है | ईश्वर वाच्य है, 'ओउम्‌ शब्द ईश्वर का वाचक 
है | जैसे जल एक तरल पदार्थ है, और 'जल' एक शब्द है जिसको व्यक्ति 
मुख से बोलता है । जल पदार्थ का और जल शब्द का.परस्पर वाच्य-वाचक 
सम्बन्ध है । इसी प्रकार से संसार में एक 'वस्तु' और एक “वस्तु का नामः 
है । नाम औरं नामी का परस्पर सम्बन्ध है । जैसे नाम और नामी के सम्बन्ध 
से संसार के व्यवहार चलते हैं, वैसे ही घ्यानकाल में ईश्वर और ईश्वर के 
नाम से ध्यान में सफलता मिलती है.। जो योगाभ्यासी ईश्वर को और ईश्वर 
के नाम को ठीक प्रकार से जानकर ध्यान करते ऊ ताल को टॉक प्रकार से जानकर ध्यान करते हैं, वे सरलता से ईश्वर को वे सरलता से ईश्वर को 
३० ` सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राप्त कर लेते हैं । इसलिए वाच्य और वाचक के सम्बन्ध को जानकर ही 
ध्यान करना चाहिए । साधक ईश्वर तक पहुँचने के लिए ओ३म्‌ शब्द का 
जप करे अर्थात्‌ ओइम्‌ शब्द को बार-बार बोले और ओउम्‌ शब्द के अर्थ 
का विचार करे । बिना अर्थ के जप करने से कोई विशेष लाभ नहीं 
होता । ध्यान करते समय stay शब्द का जप और ओइम्‌ शब्द का अर्थ 
तथा ईश्वर समर्पण, ये तीन कार्य करने चाहिएँ । जब साधक विधिपूर्वक 
अर्थसहित ईश्वर समर्पित होकर ध्यान करता है तो ईश्वर उसको पात्र समझकर 
सहायता देता है और अपने स्वरूप को दिखा देता है । विधिपूर्वक औइम्‌ 
का जप करने से ईश्वर का साक्षात्कार होता है और जीव को अपने स्वरूप 
का भी परिज्ञान होता है तथा योग के जो अन्तराय हैं-शत्रु हैं अथवा बाधक 
हैं, उनका भी निवारण होता है । इस प्रकार ईश्वर प्रणिधान से शीघ्र ही 
समाधि की प्राप्ति होती है और योग में जो व्याधि आदि बाधक हैं, उनका 
नाश होता है | 


योग के 'बाधको का स्वरूप 


योग जिज्ञासु को जिस प्रकार से योग के साधनों का ज्ञान प्राप्त करना 
आवश्यक है, उसी प्रकार से योग के बाधकोँ का ज्ञान प्राप्त करना भी 
आवश्यक है । संसार में जब कोई बुद्धिमान्‌ व्यक्ति कोई उत्तम कार्य करना 
चाहता है तो उस कार्य को उचित रूप से सिद्ध करनेवाले साधनों का 
निर्वाचन करता है । उस उत्तम कार्य को सिद्ध करने में क्या बाधा आ सकती 
है, उसका भी पता लगाता है | बाधकों का ज्ञान प्राप्त करके पुनः उन बाधकों 
को हटाने के लिए उपायों की गवेषणा करता है । जन्न-जब बाधक कार्य में 
बाधा उपस्थित करते हैं, तब-तब उनके निवारण के लिए उन साधनों का 
प्रयोग करता है । इसी प्रकार से योगमार्ग में उपस्थित होनेवाले seat 
, "विघ्नों का परिज्ञान और उनके निवारण के साधनों का परिज्ञान योगाभ्यासी 
को अवश्य ही कर लेना चाहिए | 

योग-मार्ग में अनेक बाधक हैं 

उनमें प्रथम ‘cafe अर्थात्‌ ÀT है । वात, पित्त और कफ तथा 
रस-रक्त आदि धातुओं में विषमता आ जाना 'रोग' है । ज्वरादि रोग होने पर 
समाधि भंग हो जाती है । योगाभ्यासी व्यक्ति रोग की अवस्था में कुछ सीमा 


ईश्वर साक्षात्कार ३१ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तक ही समाधि लगाने में सफल हो सकता है और कुछ सीमा तक रोग 
से उत्पन्न दुःख को भी रोकने में समर्थ हो सकता है, परन्तु अतितीत्र रोग होने 
पर समाधि भंग हो जाती है और रोगं से उत्पन्न दुःख योगी को अनुभव होने 
लगता है । नवीन साधक के ध्यान में तो साधारण रोग से भी बाधा उपस्थित 
हो जाती है । इसलिए रोग योग का विरोधी है । जैसे रोग योग का विरोधी 
है, वैसे ही योग भी रोग का विरोधी है । योग मानसिक रोगों को तो तत्काल 
समाप्त कर देता है और शारीरिक रोगों को भी दूर करने में कुछ सीमा तक 
सहायक होता है, परन्तु प्रत्येक शारीरिक रोग को मानसिक रोगों की भाँति 
सर्वथा दूर नहीं कर सकता । f 
योग में दूसरा बाधक 'अकर्मण्यता' है अर्थात्‌ परिश्रम करने से बचने 
की इच्छा । जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करना चाहता, वह योगी नहीं बन 
सकता, इसलिए अकर्मण्यता को दूर करने के लिए परिश्रम करना अनित्रार्य 
है । 
तीसरा बाधक 'संशय' है | एक विषय में दो प्रकार का विरोधी ज्ञान 
संशय कहाता है । जैसे कि ईश्वर के विषयं में व्यक्ति यह विचार करता है 
कि पता नहीं ईश्वर है या नहीं ? यदि है तो निराकार है या साकार ? इस 
प्रकार से संशय उत्पन्न होने पर साधक की स्थिति बिगड़ जाती है और बह 
परिश्रम करना छोड़ देता है । किसी विषय में संशय उत्पन्न होने पर यदि 
उसका समाधानं हो जाता है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है 
और समाधान न होने पर प्रगति अवरुद्ध हो जाती है । इसी प्रकार से योग 
के विषय में संशय उत्पन्न होने पर साधक की गति रुक जाती है अथवा वह 
योगमार्ग को ही छोड़ देता है । इसीलिए संशय योग का बिरोधी है । जब 
योगाभ्यासी व्यक्ति योग द्वारा ईश्वर की सहायता से अपने ज्ञान का विकास 
करके उसको दृढ़ नना लेता है जो उसके सभी संशय दूर हो जते हैं । 
चौथा बाधक 'प्रमाद' है | प्रमाद का अभिप्राय है समाधि साधनों का 
आचरण न करना, उनकी उपेक्षा करना | एक व्यक्ति योग साधनों के 
आचरण करने में समर्थ है, पुनरपि उन साधनों का आचरण नहीं करता | 
संसार में अनेक ऐसे लोग हैं जो कि योग के साधनों का आचरण करके आगे 
बढ़ सकते हैं | परन्तु वे उन साधनों का आचरण नहीं करते | किसी कार्य 
को सिद्ध करने में उस कार्य को सिद्ध करनेवाले साधनों का प्रयोग तो करना 
३२ सरल योग से . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igitiz रप by Arya alg ; नहोला tion किये nnai and Ei gotri 
ही पड़ता हैं n किये स सिद्धि नहीं हो 
सकती | 


पाँचवों बाधक 'आलस्य' है । शरीर और मन में भारीपन के कारण 
व्यक्ति योगाभ्यास का परित्याग कर देता है । आलस्य के होने पर व्यक्ति 
को विश्राम बहुत प्रिय लगता है । विश्राम को छोड़कर व्यक्ति योगाभ्यास नहीं 
करना चाहता | वह यह समझता है कि जितना आनन्द विश्राम में है, उतना 
योगाभ्यास में नहीं है । इसी कारण से मनुष्य विश्राम की ओर आकृष्ट रहता 
है । विश्राम शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए अनिवार्य है, परन्तु अनावश्यक 
विश्राम योग का विरोधी है । जिस प्रकार आलस्य योग का विरोधी है, उसी 
प्रकार से योग भी आलस्य का विरोधी है । योगी के जीवन में आलस्य अपना 
स्थान नहीं बना सकता | जैसे-जैसे व्यक्ति की योग में गति होती जाती है, 
बैसे-वैसे उसका आलस्य समाप्त होता जाता है | 


छठा बाधक 'अविरति' है । अविरति का अभिप्राय है वैराग्य का 
अभाव अथवा इन्द्रियों की विषय-भोगों में रुचि । पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । उनके 
रूपादि पाँच विषय हैं । जब साधक रूपादि पाँच विषयों को भोगने की इच्छा 
से युक्त होता है, तब योग में गति नहीं कर पाता । विषय-भोगों का आकर्षण 
व्यक्ति को ईश्वर की ओर नहीं जाने देता विषय भोग की इच्छा योग की 
जड़ को उखाड़ देती है । जिस प्रकार से विषय भोग योग का विरोधी है, 
उसी प्रकार से योग विषय-भोग का निवारक है । विषय भोगों को योगाभ्यास 
से छोड़ा जा सकता है योग मार्ग में सफलता मिलने पर व्यक्ति सभी विषय 
भोगों को विष के तुल्य समझकर उनका परित्याग कर देता है । निना योग 
के विषय भोगों का पूर्णरूपेण त्याग नहीं हो सकता | 


सातवा बाधक 'भ्रान्तिदर्शन है। किसी भी विषय में विपरीत ज्ञान को 
“प्रान्तिदर्शनः कहते है । जैसे कि जड़ वस्तु को चेतन समझना और चेतन वस्तु 
को जड़ समझना; जो ईश्वर नहीं है, उसे ईश्वर समझना, उसकी उपासना 
करना और जो ईश्वर है उसे ईश्वर नहीं समझना, उसकी उपासना न करना; 
हानिकारक वस्तुओं को लाभदायक समझना और लाभदायक वस्तुओं को 
हानिकारक समझना '्रान्तिदर्शन' है । जब तक मनुष्य ईश्वर, जीन और 
प्रकृति के स्वरूप को विपरीत समझता है तब तक योगी नहीं बन सकता | 


ईश्वर साक्षात्कार ee a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


विपरीत ज्ञान A की िनोशिके हैं व AT विपरीतज्ञाने का विरोधी है । 
समाधि प्राप्त करने पर साधक के अज्ञान का नाश और सत्यज्ञान का विकास 

` होता है । बिना योग के सूक्ष्म मिथ्याज्ञान का नाश सम्भव नहीं हे 
| 


आठवाँ बाधक “समाधि की अप्राप्ति' है। जब व्यक्ति लम्बे काल तक 
योगाभ्यास करता है और उसके पश्चात्‌ भी समाधि की प्राप्ति नहीं होती, 
ऐसी अवस्था में साधक के मन में निराशा उत्पन्न होती है और समाधि प्राप्ति 
के लिए प्रयास की मात्रा न्यून हो जाती है । इसी कारण से योगमार्ग में प्रगति 
नहीं होती | यदि योगाभ्यासी ऋषियों के बतलाये किसी एक भाग का प्रयोग 
करके प्रत्यक्ष देख लेता है, तो उसका परिणाम सामने आ जाता है और उससे 
योग में श्रद्धा बढ़ जाती है । इसलिए इस बाधा को योग के आचरण से ही 
दूर किया जा सकता है | 


नवौँ बाधक 'अनवस्थितत्व' है । जन योगाभ्यासी अपने प्रयास से 
समाधि को प्राप्त तो'कर लेता है, परन्तु समाधि स्थिर नहीं रहती, उखड़ती 
रहती है इसको 'अनवस्थितत्व' कहते हैं । जब साधक विधिपूर्वक लम्बे काल 
तक योगाभ्यासं करता है तो अस्थिरता समाप्त हो जाती है । इसलिए लम्बे 
काल तक विधिपूर्वक योगाभ्यास करके इस बाधा को दूर करना चाहिए | 
योगविध्नों की भाँति दुःख, दौर्मनस्य, अंगों का कॉपना, श्वास और 
प्रश्वास का व्यापार उचित प्रकार से न होना, ये योग के उपविघ्न हैं । इन 
विघ्नों-उपविषध्नों का परिज्ञान अवश्य ही कर लेना चाहिए और इनके निवारण 
* के लिए उपायों का परिंज्ञान करना भी आवश्यक है । प्रत्येक योगाभ्यासी को 
यह निश्चित जानना चाहिए कि इन faet और उपविध्नों को दूर करने का 
महान्‌ उपाय ईश्वर प्रणिधान है । यह बात पूर्व बतलाई जा चुकी है कि 
विधिपूर्वक ईश्वरप्रणिधान करने से ईश्वर तथा आत्मा अर्थात्‌ अपना-साक्षात्कार 
होता है और योग के शत्रुओं का निवारण होता है । 


मनुष्य-समाज में योगाभ्यासी का व्यवहार 


मनुष्य-समाज में योगाभ्यासी का व्यवहार किस प्रकार का हो, यह 
जानना अत्यन्त आवश्यक है । योगाभ्यासी का मन सदा प्रसन्न रहना चाहिए, 


TS nN: 


३४ i सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` Digitized by Arya’ Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
क्योंकि प्रसन्न मन शीघ्र ही एकाग्र हो जाता है । जब साधक के मन में क्षोभ 


रहता है तो मन एकाग्र नहीं होता । मनुष्य को समाज में रहते हुए कभी 
अनुकूलता होती है औरं कभी प्रतिकूलता | अनुकूलता में प्रसन्नता और 
प्रतिकूलता में अप्रसन्नता होती है । मनुष्य समाज को चार विभागों में 
विभाजित किया जा सकता है । समाज में मनुष्यों का एक वर्ग ऐसा. है कि. 
जो सुख और सुख साधनों से सम्पन्न है और उस वर्ग का आचरण अधिक 
निम्न आचरणवाले लोगों से अपेक्षाकृत अच्छा है । दूसरा वर्ग ऐसा है जोकि 
साधनहीन है और बहुत दुःखी है । तीसरा वर्ग ऐसा है कि जो विद्वान्‌ धार्मिक 
महात्माओं का है । चौथा वर्ग ऐसा है कि जो अधर्माचरण अर्थात्‌ असत्य 
आचरण और चोरी आदि बुरे कर्म करनेवाला है | योगाभ्यासी व्यक्ति इन चार 
प्रकार के मनुष्यों के साथ चार प्रकार का व्यबहार करे तो उसका मन प्रसन्न 
हो जाता. है और प्रसन्न हुआ मन शीघ्र ही एकाग्र हो जाता है । समाज में 
जो मनुष्य सुख और सुख साधन-सम्पन्न हैं, उनके साथ मित्रता का व्यवहार 
करें । मित्रता का व्यवहार करने से.मन प्रसन्न होता है और सुखसाधन सम्पन्न 
मनुष्यों के प्रति द्वेष नहीं होता । यदि साधक उनके साथ मित्रता का व्यबहार 
न करे तो ईर्ष्या-द्वेष हो सकता है । ईर्ष्या-द्वेष करने से मन में क्षोभ उत्पन्न 
होता है और क्षोभ युक्त मन एकाग्र नहीं होता इसलिए सुख साधन-सम्पन्न 
मनुष्यों के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए । दूसरे दुःखी और 
साधनहीन मनुष्यों के साथ दया का व्यबहार करना चाहिए । दुःखियों के 
साथ दया का व्यवहार करने से परोपकार की भावना उत्पन्न होती है । दुःखी 
मनुष्यों के दुःखों को दूर करने से और उनको सुख पहुँचाने से आनन्द की 
अनुभूति होती है तथा परोपकार करनेवाले मनुष्य का मन निर्मल हो जाता 
है | जब मनुष्य दुःखियोँ की सहायता नहीं करता, तन उसका मन अति कठोर . 
: और घृणायुक्त हो जाता है | ऐसा मन एकाग्रता की स्थिति में नहीं आ 
. पाता | इसलिए दुःखियों पर दया की भावना करनी चाहिए. । तीसरे वर्ग के 
मनुष्यों के साथ हर्ष की भावना का व्यवहार करना चाहिए । जो विद्वान्‌ ' 
धार्मिक महात्मा हैं उन्हें देखकर हर्ष का अनुभव करना चाहिए । यदि 
महात्माओं के साथ हर्ष का व्यवहार न किया जाए तो उन से द्वेष हो सकता 
है और द्वेष से दुःख, दुःख से अप्रसन्नता उत्पन्न होती है | अप्रसन्न मन एकाग्र 
नहीं होता | इसलिए महात्माओं को देखकर आनन्द व हर्ष की भावना 


ईश्वर साक्षात्कार ३५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उत्पन्न करनी चांहिए । चौथे वर्ग के मनुष्यों के साथ उपेक्षा का व्यवहार 
करना चाहिए. । उनके प्रति न राग करना चाहिए और न द्वेष । मनुष्य समाज 
में इस प्रकार से रहने पर योगाभ्यास में सफलता मिलती है । 

इस प्रकार से ईश्वर प्राप्ति करने के अनेक साधन हैं | उनका बार-बार 
प्रयोग करने से साधक आगे बढ्ता जाता है और साधनों का प्रयोग न करने 
से व्यक्ति अपनी उन्नति में स्वयं ही बाधक बन जाता है । एक बात 
योगाभ्यासी के लिए आवश्यक है कि योगाभ्यास करने में कभी सफलता 
और कभी विफलता मिलती रहती है । उचित साधनों के प्रयोग से सफलता 
और अनुचित साधनों के प्रयोग से विफलता मिलती है । जब कभी विफलता 
मिले तो साधक निराश न हो, क्योंकि निराशावादी बनने से महती हानि होती 
है । आशावादी व्यक्ति कभी-न-कभी अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुँच जाता 
है । जब कभी साधना करते समय भूल हो जाए तो उसका प्रायर्चित्त करके 
अर्थात्‌ कोई उचित दण्ड लेकर पुनः उस कार्य को सम्पन्न करे । Walrad 
करने का लाभ यह है कि उस दोष के करने की प्रवृत्ति समाप्त होती है और 
व्यक्ति सावधान हो जाता है । 

इस प्रकरण में विवेक, वैराग्य, अभ्यास, ईश्वर प्रणिधान, मनुष्य-समाज 
में रहते हुए योगाभ्यासी के लिए मनको प्रसन्न करने के उपाय और आशावादी 
बनकर ही व्यक्ति योग मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकता है, इत्यादि योग 
. के साधनों का वर्णन किया है । इन साधनों के उचित प्रयोग से साधक अपने 
मन को इतना अधिकार में कर लेता है कि उसे छोरे-से-छोरे और बड़े-से-बड़े 
पदार्थ में अपनी इच्छा के अनुसार एकाग्र कर सकता है । जन व्यक्ति मन 
पर पूर्णाधिकार कर लेता है तो सम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि हो जाती है और 
सम्प्रज्ञात समाधि से भी वैराग्य हो जाने पर असम्प्रज्ञातसमाधि की सिद्धि हो 
जाती है । असम्प्रज्ञातसमाधि से ईश्वर साक्षात्कार होता है और ईश्वर 
साक्षात्कार से समस्त क्लेशों की निवृत्ति तथा नित्यानन्द की प्राप्ति होती 
है | यही मनुष्य का मुख्य लक्ष्य है और इसी की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति 
को निष्काम भावना से तन, मन और धन लगाना चाहिए | सांसारिक भोगों 
से कभी भी वास्तविक नित्यांनन्द नहीं मिल सकता | 


३६ सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साधारण मनुष्यों के लिए योग का अनुष्ठान 


इससे पूर्व प्रकरण में विशेष योग्यतायुक्त मनुष्यों के लिए योग के 
साधनों का वर्णन किया है । अब उन लोगों के लिए योग के साधनों का 
वर्णन किया जाएगा जो अल्प योग्यतावाले हैं, जिनका मन अधिक चंचल 
है, सांसारिक विषय भोगों में अधिक रुचि है और पूर्वजन्म की योग्यता भी 
न्यून है । साधारण मनुष्यों को योगी बनने के लिए योग के आठ आङ्गों के 
आचरण का प्रयास करना चाहिए | जो व्यक्ति योग के आठ अङ्गा का मन, 
वचन और शरीर से ठीक प्रकार से पालन करता है, नह धीरे-धीरे ऊँची 
अवस्था को प्राप्त कर लेता है । योग के आठ अङ्ग ये हैं- यम, नियम, आसन 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि | यम के पाँच भेद V- अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह | 


प्रथम यम : अहिंसा 


सर्वदा, सर्वथा, सभी प्राणियों के प्रति वैरभाव को छोड़कर प्रीतिपूर्वक 
व्यवहार करना ‘sar है । अहिंसामय जीवन-यापन और हिंसा करने के 
मुख्य रूप से तीन साधन हैं- मन, वाणी और शारीर । इन्हीं तीन साधनों के 
द्वारा व्यक्ति या तो हिंसा करता है अथवा अहिंसामय जीवन-यापन करता 
है । अहिंसा योग का साधन है और हिंसा योग का बाधक है । जो व्यक्ति 
योगी बनना चाहता है और योग के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता 
है, वह हिंसा को छोड़कर सदा अहिंसा का पालन करे । 

अहिंसा और हिंसा के विषय में प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे प्रकार से जान 
लेना चाहिए कि इन दोनों का वास्तविक स्वरूप क्या है । जिस कर्म द्वारा 
शरीर तथा वाणी से अन्यायपूर्वक मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट आदि प्राणियों को 
दुःखं दिया जाता है और मन से भी अन्यायपूर्वक दुःख देने का प्रयास किया 
जाता है तथा वैरभाव पूर्वक दुःख दिया जाता है वह हिंसा है । किसी व्यक्ति 
को दोष का उचित दण्ड देने में उसके प्रति वैरभाव रखना भी हिंसा कहाती 
है । जैसे कि कोई राजा किसी दोषी व्यक्ति को दण्ड देता है और दण्ड देते' 
समय उसके प्रति वैरभाव रखता है, प्रीतिपूर्वक दण्ड नहीं देता, तो यह भी 
हिंसां है । किसी भी प्राणी को दुःख देना मात्र हिंसा नही हैं । जैसे माता 
पिता, गुरु, राजा, आदि जब किसी दोषी व्यक्ति को उसके और अन्यों के 


ईश्वर साक्षात्कार २७ 


CC-Q.Panini Kanya\Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कल्याण के लिए दण्ड देते हैं तो वह हिंसा नहीं है । एक माता अपने छोटे 
बालक के त्रुटि करने पर उस त्रुटि से बालक को बचाने के लिए प्रेमपूर्वक 
दण्ड देती है तो इसका नाम हिंसा नहीं है । इसी प्रकार एक आचार्य दोष 
करने पर अपने शिष्यों को उनके कल्याण के लिए प्रेमपूर्वक न क्रोधरहित 
होकर दण्ड देता है, तो वह हिंसा नहीं है । जब कोई राजा चोरी करने वाले 
व्यक्ति को चोरी से बचाने के लिए दण्ड देता है तो वह हिंसा नहीं है, किन्तु 
अहिंसा है। जब किसी हिंसा करनेवाले व्यक्ति को हिंसा करने से रोक दिया 
जाता है तो वह भी अहिंसा ही है । अन्यायपूर्वक प्राणियों को दुःख देना, 
उनसे वैरभाव रखना हिंसा है और इसके विपरीत अहिंसा है । 
जिस हिंसा में प्राणियों को शरीर से दुःख पहुँचाया जाता है बह 
“शारीरिक fear है । जैसे किसी प्राणी को अन्यायपूर्वक मारना, पीडा देना 
आदि | जिसमें अन्यायपूर्वक बोलकर वाणी से प्राणियों को दुःख पहुँचाया 
जाता है, बह 'बाचिक fear है । जैसे कठोर बोलना, क्रोधित होकर बोलना 
आदि | जिसमें प्राणियों का अनिष्ट करने का विचार किया जाए, निर्दोष होने 
पर भी उसे मार डालने की योजना बनाई जाए, द्वेष किया जाए, बह 
. “मानसिक ear है । जो आचरण इस हिंसा के विपरीत है बह अहिंसा 
है | जन व्यक्ति स्वयं हिंसा करता है, वह तो हिंसा है ही, परन्तु जो हिंसा 
दूसरे व्यक्ति से करवाई जाती है अथवा हिंसा करनेवाले व्यक्ति का समर्थन 
किया जाता है, वह भी हिंसा है | जैसे कि एक व्यक्ति कहता है कि अमुक 
प्राणी को मारो और दूसरा व्यक्ति प्राणी को मार देता है । मारनेवाला तो 
हिंसक होता ही है, परन्तु मारने की अनुमति या आज्ञा देनेबाला भी हिंसक 
है । जो व्यक्ति हिंसा करनेवाले मनुष्य का समर्थन करता है या प्रोत्साहित 
करता है कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया, तो यह हिंसा का समर्थन करना 
भी हिंसा है । इन तीन प्रकार की हिंसा को छोड देना और इनके विपरीत 
आचरण करना अहिंसा है । 


हिंसा के कारण 


हिंसा का परित्याग करने के लिए हिंसा के उत्पादक कारणों का 
परिज्ञान करना आवश्यक है, क्योकि कारण को हटाये बिना कार्य को नहीं 
हटाया जा सकता | जन व्यक्ति हिंसा के उत्पादक कारणों को जान लेता 
र et 
३८ - सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जथा Arya रथी Foundation Chennai and eGangotri 
है तो हिंसा के त्यागन में हौ जाता है, अतः जिन कारणों से हिंसा की 
उत्पत्ति होती है, उन कारणों को जानना चाहिए । 


हिंसा का प्रथम कारण 'लोभ है । लोभ के कारण व्यक्ति हिंसा करता . 
है । जब मनुष्य किसी प्राणी को मारता है तो उसमें लोभ कारण होता है । 
कहीं चमड़े का लोभ होता है, कहीं मांसं:का लोभ होता है और कहीं रसना 
इन्द्रिय के रस का लोभ होता है । संसार में विविध प्रकार के लोभों के कारण 
मनुष्य हिंसा करता रहता है । धन और सम्पत्ति के लोभ के कारण लाखों 
प्राणियों की हिंसा की जाती है | व्यापार में लोभ के कारण व्यक्ति दूसरों को 
धोखा देता है, खाद्यवस्तुओं में मिलावट करता है, दूसरों के धन और सम्पत्ति 
को अन्याय से छीन लेता है, चोरी करता है, डाके डालता है, झूठे अभियोग 
करता है, झूठा साक्षी बनता है । सम्मान प्राप्ति के लिए भी अनेक प्राणियों 
को सन्तप्त करता है । इस प्रकार हिंसा करने में लोभ भी कारण है । 

हिंसा का दूसरा कारण 'क्रोध' है । क्रोध से मनुष्य अन्य प्राणियों की 
हिंसा करता है । क्रोध व्यक्ति की बुद्धि के सन्तुलन को समाप्त कर देता है। 
क्रोध से प्रभावित व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि जिस कार्य को मैं कर रहा 
हूँ, इसका परिणाम कितना भयंकर होगा । जब क्रोध के कारण व्यक्ति 
अनुचित कार्य कर लेता है और उसका क्रोध शान्त हो जाता है तो पुनः उसको 
समझ में आता है कि मैंने बहुत बुरा कार्य किया है । एक क्रोधी व्यक्ति पूरे 
; परिवार को सदा दुःख देकर हिंसा करता रहता है । यदि राजा क्रोधी हो तो 

अपराधी के AS दोष का बहुत अधिक दण्ड देता है | क्रोधी मनुष्य सहनशक्ति 
से हीन हो जाता है और सहनशक्ति न होने से उसकी अधिकांश चेष्टायें 
हिँसा से प्रेरित होती हैं । क्रोधी मनुष्य बाणी और मन से हिंसा करता रहता 
है और हिंसा करने के कारण स्वयं भी दुःखी रहता है और दूसरों को भी दुःख ` 
देता रहता है । क्रोध भी हिंसा का एक कारण है अतः हिंसा की प्रवृत्ति को 
रोकने के लिए क्रोध को रोकना आवश्यक है। ' 

हिंसा का तीसरा कारण 'मोह है । मोह के कारण मनुष्य हिंसा करता 
है । अज्ञान के कारण किसी वस्तु के साथ जो मैं और मेरे का अनुचित 
` सम्बन्ध बनाता है, वह मोह, कहलाता है । जैसेकि एक व्यक्ति यह कहता 
है कि यह भूमिं मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ और सदा इसका स्वामी WT, 
SRC का इस मरके साथ कोई भमत ही ह A 
ईश्वर साक्षात्कार 3 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है, यह विद्या मेरी है । सदा मेरे साथ रहेगी । ईश्वर का इन वस्तुओं के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है । जो वस्तुएँ मेरै पास हैं, उनका तो मैं स्वामी हूँ ही, 
परन्तु जो वस्तुएँ अन्य मनुष्यों के पास हैं, उनका भी मैं जिस किसी प्रकार 
से स्वामी बन जाऊँ और वे सभी वस्तुएँ सदा मेरे ही अधिकार में रहें । ये 
जड़ और चेतन वस्तुएँ आनन्द से परिपूर्ण हैं मुझे ये कृतकृत्य बना देंगी । 
ईश्वर का साक्षात्कार करने या ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं 
है । इस प्रकार से आज्ञानपूर्वक जो मैं और मेरे का सम्बन्ध है, बह मोह 
कहलाता है | परन्तु जो वस्तुएँ न्यामपूर्वक प्राप्त हुई हैं, उनका प्रयोग अपने 
और दूसरों के कल्याण के लिए करना, उनका मुख्य स्वामी ईश्वर को मानना 
तथा स्वयं को केवल प्रयोग का अधिकारी समझना मोह नहीं है । 
व्यक्ति अनुचित रूप से जड़ और चेतन पदार्थों का स्वामी बन जाता 
है, क्योंकि ये सभी वस्तुएँ उसके सुख के साधन हैं । सुख के साधनों की 
रक्षा के लिए व्यक्ति शरीर, बाणी और मन से विविध प्रकार की हिंसा करता 
है । जैसे कि एक व्यक्ति अपने परिवार को सब प्रकार से उन्नत करना चाहता 
है, किन्तु परिवार को उन्नत बनाने के लिए साधन नहीं मिलते तो अनुचित 
साधनों के द्वारा अपने परिबार को ऊँचा उठाने का प्रयास करता है । रिश्वत 
लेता है, चोरी करता है, डाके डालता है । वह यह समझता है कि इन सन 
कार्यों के करने से मेरा परिवार ऊँचा उठेगा, सुख-सम्पन्न होगा, इत्यादि | 
इन हिंसायुक्त कार्यों का कारण मोह है । जब किसी मोह-ग्रस्त व्यक्ति का 
सम्बन्धी चोरी आदि बुरा कर्म करता है तो मोहयुक्त व्यक्ति उसे दण्ड नहीं 
देना चाहता, परन्तु किसी विरोधी का पुत्र चोरी आदि बुरा-कर्म कर देवे तो 
उसको अल्प दोष में अधिक दण्ड देता है । संसार में प्रायः हिंसा के रूप 
में लड़ाई-झगड़े और बड़े-बड़े भयंकर युद्ध होते रहते हैं, जिनमें लाखों प्राणी 
मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं और लम्बे कालपर्यन्त विविध दुःखों को भोगते 
हैं । इस हिंसा का कारण मोह अर्थात्‌ मैं और मेरा है। यदि लोभ, क्रोध और 
मोह को हरा दिया जाए तो हिंसा का परित्याग हो सकता. है | 


अहिंसा. पालन के उपाय 


प्रथमोपाय यह है कि हिंसा के करने से जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन्हें 
साधक अच्छे प्रकार से जाने जन व्यक्ति किसी कार्य के दोषों को जान लेता 


१४० » ! l सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

है तो उस कार्य को छोड़ देता है जैसे कोई व्यक्ति भूल से अग्नि में हाथ 
डाल देता है और उसका परिणाम दुःख होता है तो उस दुःख के परिणाम 
को देखकर व्यक्ति अग्नि में हाथ डालना छोड़ देता है । इसी प्रकार हिंसा 
के दोषों को जानकर व्यक्ति हिंसा करना छोड़ देता है ।,मनुष्य यह अनुभव 
करता है कि यदि मुझे कोई मारे अथवा दुःख देने तो मैं उसे बुरा समझता 
हूँ । इसी प्रकार मैं भी किसी को मारूँगा अथवा दुःख दूँगा तो वह भी बुरा 
समझेगा । ऐसा अनुभव करने से व्यक्ति की हिंसा छूट जाती है । 


दूसरा उपाय- जब मनुष्य ईश्वर को संसार के समस्त प्राणियों का 
पिता, माता, राजा, गुरु मान लेता है तो सभी प्राणियों के प्रति वैरभाव छोड़ 
देता है, क्योंकि ईश्वर को माता-पिता आदि मानने से सब के प्रति प्रेम की 
भावना उभरती है । जैसे लोक में धार्मिक विद्वान्‌ पिता का धार्मिक पुत्र अपने ' 
भाई और बहनों के साथ प्रेम से रहता है वैसे ही जो व्यक्ति संसार के सभी 
` प्राणियों को अपने परिवार के सदस्य समझता है तो वैरभाव को छोड़कर प्रेम 
से रहता है । इस प्रकार से अहिंसा के उपायों का प्रयोग करते-करते व्यक्ति ' 
शरीर, वाणी और मन. से हिंसा का परित्याग कर पूर्णरूप्र से अहिंसा का 
पालन करने लगता है । 
अहिंसा का फल 

जब व्यक्ति शरीर, वाणी और मन से सर्वदा, सर्वथा, जाति, देश, 
काल (तिथि आदि) और समय (प्रतिज्ञा, नियम आदि) से अबाधित अहिंसा 
का पालन करता है तो उस व्यक्ति का सभी प्राणियों के प्रति वैरभाव छूट 
जाता है, वह साधक जैसा अपना हित चाहता है वैसा ही मनुष्य, पशु, पक्षी, 
कीट आदिं सभी प्राणियों का हित भी चाहता है 1 जो मनुष्य उस अहिंसा 
के पालन करनेवाले का सत्संग करते हैं और उसकी बातों को समझते हैं, 
उनका भी यथायोग्य वैरभान छूट जाता है, परन्तु पूर्णरूपेण अहिंसा का पालन 
करनेवाले के प्रति भी सब के सब प्राणी कभी भी वैरभाव नहीं छोड़ सकते, 
क्योंकि सभी प्राणियों में वैरभाव छोड़ने की योग्यता नहीं है । 


दूसरा -लाभ-जो व्यक्ति सभी प्राणियों से प्रेम करता है, ईश्वर उसे 
विशेष सहायता प्रदान करता है । ईश्वर सदा अहिंसा का पालन करता है, 


oS 
ईश्वर साक्षात्कार Bis 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अतः उस अहिंसक व्यक्ति की ईश्वर के साथ मित्रता हो जाती है । समान 
गुणवालों में मित्रता होती है, विरुद्ध गुणवालों में नहीं । 


तीसरा लाभ-अहिंसा के पालन से तीसरा लाभ यह होता है कि दुःख 
की निवृत्ति और शान्ति की प्राप्ति होती है । हिंसा करनेवाले व्यक्ति के मन 
में सदा क्षोभ रहता है और जन व्यक्ति हिंसा को छोड़कर अहिंसा का व्यबहार 
करता है तो शान्ति उत्पन्न होती है । शान्ति की अनुभूति मन में उत्साह उत्पन्न 
करती है । . 


चौथा लाभ-अहिंसा से चौथा लाभ है बुद्धि का विकास । हिंसक 
व्यक्ति की बुद्धि हिंसा से नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है हिंसा के छोड़ देने पर 
तथा अहिंसा का पालन करने पर बुद्धि का विकास होता है । लोक में यह 
प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है कि जब: मनुष्य हिंसा करता है तो उसकी बुद्धि 
विवेकहीन हो जाती है और जब प्रेमपूर्वक व्यवहार करता है तो बुद्धि 
विवेकयुक्त होती है । 


पाँचवोँ लाभ-पाँचवाँ लाभ उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति है । हिंसक 
मनुष्य सदा शरीर और मन से सन्तप्त रहता है, इससे शारीरिक और मानसिक 
रोग उत्पन्न होते हैं, परन्तु अहिंसा का पालन करनेवाला व्यक्ति हिंसा से 
उत्पन्न होनेवाले रोगों से बच जाता है । 


छठा लाभ अहिंसा का पालन करने से मनुष्य में संगठन की शक्ति 
आती है । परस्पर संगठित रहने से अपना और दूसरों का कल्याण होता 
है | विघरन से सदा सबकी हानि होती है । इसलिए शरीर, वाणी और मन 
से अहिंसा का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का प्रमुख कार्य है, इसी के पालन 
करने से अपना, समाज का और विश्व का कल्याण होता है, अन्यथा 
नहीं । ` 


द्वितीय यम : सत्य 


प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा अनुमान प्रमाण अथवा शब्द प्रमाण से जो बस्तु 
जैसी जानी जाए वैसी ही मन और वाणी में हो, तो बह ‘Ger कहलाता 
है । स्वामी दयानन्दजी सरस्वती के शब्दों में सत्य की परिभाषा यह है "जो 


ss र 


R सरल योग से 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पदार्थ.जैसा हैं, उसको नैसा हो कहना, लिखना और मानना सत्य कहलाता 

है । (सत्यार्थ प्रकाश भूमिका) सत्य के स्वरूप को इस प्रकार भी कह सकते - 
हैं कि प्रथम प्रमाणों के द्वारा वस्तु के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जानना, फिर 
: वैसा ही मानना और जैसा मन में हो वैसा ही सभी प्राणियों के हित के लिए 
बोलना तथा शरीर से भी वैसा ही आचरण करना 'सत्य' कहलाता है, इसके 
विपरीत 'असत्य' कहलाता है । प्रमाणों के द्वारा परीक्षा किये बिना किसी 
बस्तु को स्वरूप से विपरीत जानना, मानना और बोलना तथा शरीर से 
आचरण करना असत्य की कोटिं में आता है | उदाहरणार्थ एक मनुष्य रात्रि 
के मन्द प्रकाश में एक So को देखता है और प्रमाणों के द्वारा परीक्षा किये 
बिना ही कहता है कि यह मनुष्य है । यदि उसको चोर भी समझ ले तो अपने 
धन की रक्षा के लिए बहाँ से भाग पड़ता है । इसी का नाम असत्य है । 
इसलिए जो पदार्थ जैसा हो, उसको वैसा ही जानना, मानना, बोलना और 
शरीर से वैसा ही आचरण करना 'सत्य' कहलाता है । सभी मनुष्यों को 
सर्वदा, सर्वथा, सर्वहितकारी सत्य ही बोलना चाहिए परन्तु किसी का 
अपमान करने के लिए अथवा किसी को हानि पहुँचाने के लिए सत्य भाषण 
नहीं करना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति दूसरों को अपमानित करने के लिए 
अथवा दुःख देने के लिए सत्यभाषण करता है तो वह योग-मार्ग पर नहीं चल 
सकता | इसलिए. योगजिज्ञासु को परीक्षा करके सदा सत्य, मधुर और 
'हितकारी मानना, बोलना और शरीर से करना चाहिए | 


सत्याचरण के लाभ 

संसार में प्रत्येक मनुष्य जो कुछ भी मन, वाणी और शरीर से कार्य 
करता है वह दुःख से छूटने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए करता 
है । जिस सुख को व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, वह सांसारिक सुख भी 
हो सकता है और ईश्वर का नित्य सुख भी हो सकता है । सत्य के आचरण 
से ही सांसारिक सुख और ईश्वर के नित्यानन्द की प्राप्ति होती है । जो 
व्यक्ति सदा सत्य ही बोलता है, उसका सभी बुद्धिमान्‌ लोग विश्वास करते 
हैं और जो व्यक्ति असत्य बोलता है उसका विश्वास नहीं करते । जो मनुष्य . 
एक बार भी किसी के समक्ष असत्य भाषण करता है तो उसका लम्बे काल 
पर्यन्त सत्य बोलने पर भी विश्वास नहीं होता। सत्य व्यबहार से सभी कार्यों 
में सफलता मिलती है और असत्य व्यबहार से असफलता मिलती है। सत्य 


ईश्वर साक्षात्कार डरे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्यवहार करने से प्रारम्भ में कठिनाई प्रतीत होती है, परन्तु जब व्यक्ति को 
सत्य का ठीक प्रकार से प्रयोग करना आ जाता है और सत्य का उत्तम 
परिणाम सामने आता है तो सब कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं असत्य व्यवहार 
करने में प्रथम लाभ प्रतीत होता है और असत्य व्यवहार सरल भी प्रतीत होता 
है, परन्तु अन्त में उसके भयंकर परिणाम सामने आते हैं तो मनुष्य सन्तप्त हो 
जाता है और अपनी भूल मानता है कि मैंने यह कार्य अच्छा नहीं किया | 
सत्य व्यवहार करने से आत्मा सदा प्रसन्न रहता है और असत्य व्यवहार करने 
से आत्मा क्लेशों से युक्त रहता है । सत्यवादी व्यक्ति को भय नहीं लगता 
और असत्यवादी मनुष्य सदा भयभीत रहता है । सत्यवादी. व्यक्ति को एक 
बार ही सत्य बोलना पड़ता है, भले ही उस सत्य भाषण से कोई रुष्ट हो जाए, 
परन्तु असत्यवादी एक बार असत्य बोलकर बाद में उस असत्य को छिपाने 
के लिए अनेक नार झूठ बोलता है । पुनरपि उसका असत्य प्रायः पकड़ा'जाता 
है और असत्य बोलने का प्रयास व्यर्थ हो जाता है । असत्य बोलनेवाला 
व्यक्ति यदि सत्य बोलता है तो भी लोग उसके सत्य को असत्य ही मानते 
हैं और कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता | सत्य बोलने के कारण मनुष्य | 
सभी बुरे कर्मों का त्याग कर देता है और असत्य बोलनेनाला मनुष्य असत्य 
बोलने के कारण सभी बुरे कर्मों को करने लग जाता है । इसलिए यह कहा : 
गया है कि सत्य के तुल्य कोई धर्म नहीं है और असत्य के तुल्य कोई पाप 
नहीं है । उपनिषद्‌ के अनुसार सत्य बोलना ही धर्म है और असत्य बोलना 
अधर्म है । उपनिषत्कार ने अपना निर्णय दिया है 'सत्यमेव जयते नानृतम 
सत्य की ही जीत होती है अनृत -असंत्य की नहीं । ईश्वर के न्याय के 
अनुसार सत्य का फल उत्तम सुख है और असत्य का फल दुःख है | यही 
सत्य की जीत और असत्य की हार है । सत्यवादी मनुष्य ही पूर्णरूपेण स्वस्थ 
हो सकता है । असत्यवादी स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योकि स्वस्थ मनुष्य के 
विषय में आयुर्वेद में यह भी लिखा है कि जिस मनुष्य के मन, इन्द्रिय और 
आत्मा प्रसन्न हों, उसी को स्वस्थ कहा जाता है । असत्य बोलनेवाले मनुष्य 
के मन, इन्द्रिय और आत्मा कभी प्रसन्न नहीं रह सकते; इसलिए वह 
पूर्णरूपेण स्वस्थ नहीं रह सकता | सत्यवादी मनुष्य का प्रभाव परिवार, 
समाज, देश और विश्व पर अत्यन्त उत्तम पड़ता है और उसके इतिहास से 
भी सबको सत्य बोलने की प्रेरणा मिलती है । असत्यवादी व्यक्ति का प्रभाव 


४४ ` सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


परिवार, समाज दश” और” विश्व १९“अत्थन्त*ब्रुरी Sa हैं और उसके 
इतिहास से सबको असत्य बोलने की प्रेरणा मिलती है । सत्यवादी लम्बेकाल 
तक चलनेवाले संगठन का निर्माण करने में समर्थ होता है और असत्यवादी 
व्यक्ति समाज में विघटन उत्पन्न करता है इत्यादि सत्याचरण से अनेक 
लौकिक लाभ होते हैं और दोषों का. निवारण होता है । 


सत्य से आध्यात्मिक लाभ 


जो मनुष्य सदा सत्य ही जानता, सत्य: ही मानता, सत्य ही बोलता 
.और शरीर से भी सदा सत्याचरण करता है, वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता 
है । असत्यवादी मनुष्य ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकता | इस विषय 
में उपनिषत्कार ने कहा है कि 'सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा यह आत्मा 
अर्थात्‌ परमात्मा सत्य से प्राप्त होता है । जो मनुष्य जाति, देश, काल (तिथि 
आदि) और समय (प्रतिज्ञा, नियम आदि) इन चारों से अबाधित सत्य बोलता 
है, बही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, असत्यवादी नहीं | सत्यवादी ईश्वर 
के साथ मित्रता कर सकता है,. असत्यवादी ईश्वर के साथ मित्रता नहीं कर 
सकता, क्‍योंकि ईश्वर सदा सत्य का ही आचरण करता है, असत्य का 
नहीं | सत्याचरण करनेवाले के साथ सत्याचरण करनेवाले की ही मित्रता हो 
सकती है, असत्याचरण करनेवाले के साथ नहीं | सत्य बोलने से मनुष्य का 
मन शुद्ध होता है और शुद्ध होने से सरलता से ईश्वर कें ध्यान में लग जाता 
है । असत्य बोलने से मन अशुद्ध हो जाता है और अशुद्ध मन ईश्वर के ध्यान 
में नहीं लगता । जब मनुष्य मन, वाणी और शरीर से अच्छे प्रकार सत्य का 
आचरण करता है तब अहिंसा आदि यम और शौच आदि नियमों के पालन 
करने में सफलता मिलती है तथा यम-नियमों के पालन करने से समाधि की 
प्राप्ति होती है । जो मनुष्य असत्याचरण करता है वह यम-नियमों के पालन 
करने में सफल नहीं होता और यंम-नियमों का पालन न होने से समाधि की 
सिद्धि नहीं होती । समाधि की सिद्धि न होने से असत्यवादी व्यक्ति ईश्वर 
के नित्यानन्द से वञ्चित रह ज़ाता है इस प्रकार सत्याचरण से मनुष्य को 
सांसारिक सुख मिलता है .और ईश्वर के नित्यानन्द की प्राप्ति होती है 


इस विषय में ,स्वामी दयानन्दजी सरस्वती ने अपनी पुस्तक 
ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका में निर्णय दिया है कि सत्य से ही लौकिक सुख और 


SSD SS 


ईश्वर साक्षात्कार १४५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Sa S Si Foundation Chennai and करन otri 


मोक्ष सुख की प्राप्ति | वेदों में भी सत्याचरण और असत्याचरण 
के परित्याग का विधान बार-बार आया है । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सदा 
सत्य ही जाने, सत्य ही माने, सत्य ही बोले और शरीर से सत्य कर्म ही करे; 
असत्य को न जाने, न माने, न बोले और न शरीर से उसका आचरण ही 
करे | 


सत्य-पालन करने के साधन 


साथनों के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए सत्यवादी बनने 
के लिए साधनों का परिज्ञान अवश्य ही करना चाहिए | सत्य-पालन के निम्न 
'लिखित साधन हैं । 


प्रथम साधन-सत्य को जानने और उसका पालन करने के लिए बेद 
और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रन्थों का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए | वेदों 
के अध्ययन से और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रन्थों के अध्ययन से सत्य के स्वरूप 
का ज्ञान, सत्य के पालन करने के लाभ और सत्य पालन करने में आनेबाले 
बाधकों का परिज्ञान होता है । जो व्यक्ति जिस प्रकार के ग्रन्थों का अध्ययन 
करता है, उसका जीवन उन्हीं ग्रन्थों के अनुसार बनता जाता है । 


दूसरा साधन-सत्य के पालन करने में दूसरा साधन सत्पुरुषो का 
सङ्ग है । सत्यवादियों के संग से मनुष्य सत्यवादी बनता है और सत्याचरण . 
` की पद्धति को जान लेता है | सत्यवादियों के संग रहने से व्यक्ति यह समझ 
लेता है कि कहाँ-कहाँ पर किस-किस प्रकार से सत्य का पालन किया जाता 
है । उसके पालन करने में क्या कठिनाई आती है । सत्यवादियों के संग रहने 
से सत्य बोलने की और असत्य को छोड़ने की प्रेरणा मिलती है, वर्तमान 
काल में असत्य नोलनेवाले लोग बहुत अधिक हैं, क्‍योंकि उन्हें सत्य बोलने 
वालों का संग नहीं मिलता, असत्य बोलनेवालों का संग मिलता है | 
अज्ञानता अधिक होने से असत्य नोलनेवाले लोग यह कहते हैं कि निना 
असत्य के किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती | वे यह भी कहते हैं कि 
कोई भी मनुष्य सदा सत्य नहीं बोल सकता । वास्तव में परीक्षण करके देखें 
तो स्पष्ट होगा कि सब उत्तम कार्यों की सिद्धि सत्य से होती है और सदा 
सत्य बोला जा सकता है । जो मनुष्य सदा सत्य बोलता है और उसके 
परिणामों को देखता है बही जान सकता है कि उत्तम कार्यों की सिद्धि सत्य 


४६ सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


से होती है, असत्य से नहीं । जो मनुष्य असत्य बोलता रहता है उसे पता 
भी नहीं चलता कि उत्तम कार्यों की सिद्धि सत्य से होती है । 


तीसरा साधन-ईश्वर की उपासना है । ईश्वर की उपासना अर्थात्‌ 
भक्ति करने से मनुष्य सत्य के पालन करने में समर्थ हो जाता है ईश्वर 
की उपासना करने से मनुष्य को विशिष्ट ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान से सत्य 
और असत्य के जानने तथा सत्य के पालन करने में सरलता हो जाती है । 
ईश्वर सदा सत्याचरण ही करता है, क्योंकि बह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ व 
आनन्द से परिपूर्ण है । जो मनुष्य ईश्वर की उपासना करता है अर्थात्‌ ईश्वर 
के समीप रहता है, उसका स्वभाव ईश्वर-जैसा बन जाता है और जो ईश्वर 
की उपासना नहीं करता उसका स्वभाव ईश्वर के स्वभाव से विपरीत होता 
है । जब मनुष्य असत्याचरण करने की योजना बनाता है अर्थात्‌ चोरी आदि 
बुरा कर्म करने का विचार करता है तो ईश्वर उसके मन में भय, शंका और 
लज्जा उत्पन्न करता है और जब मनुष्य उत्तम कर्म करने की योजना बनाता 
है, तो ईश्वर उसके मन में आनन्द, उत्साह और निर्भयता उत्पन्न करता 
है । इसलिए सत्य के पालन करने में ईश्वर की उपासना से महती सहायता 
मिलती है । 


चतुर्थ साधन-सत्य के पालन करने में चौथा साधन प्रायश्चित्त है | 
जब मनुष्य असावधानी अथवा अन्य किसी कारण से असत्याचरण कर ले 
तो स्वयं उसका दण्ड ग्रहण करे । जब तक मनुष्य अपने असत्याचरण का 
स्वयं दण्ड नहीं लेता तब तक असत्य से छूटकर सत्य पर आरूढ़ नहीं हो 
सकता, इसलिए सत्य पर चलने के लिए व्यक्ति को अपने असत्याचरण का 
स्वयं दण्ड लेना चाहिए | जो मनुष्य अपने किये हुए दोषों का स्वयं दण्ड 
नहीं लेता और उन दोषों का प्रबल विरोध नहीं करता तो वह सत्याचरण में 
सफलता प्राप्त नहीं कर सकता | 


हठ, मिथ्याभिमान, अज्ञान आदि ये सब सत्याचरण के अत्यन्त विरोधी 
हैं । जन मनुष्य सत्य का आचरण करता है तो ये दोष उसमें बाधक होते हैं, 
इसलिए इन बाधकों का परित्याग करना आवश्यक है । इस प्रकार सत्य के 
वास्तविक स्वरूप को जानकर मन, वाणी और शरीर से सदा सत्याचरण 
करके लौकिक सुख और ईश्वर का नित्यानन्द प्राप्त करना चाहिए । 


ईश्वर साक्षात्कार : ४७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तीसरा यम : अस्तेय 


स्तेय का अर्थ है चोरी करना, और उसको छोड़ देना 'अस्तेय' कहलाता 
है । किसी की वस्तु को बिना आज्ञा ले-लेना और छल-कपट व अन्यायपूर्वक 
ग्रहण करना स्तेय है और उसे छोड़ देना अस्तेय है । शरीर, वाणी और मन 
इन तीन साधनों के द्वारा मनुष्य चोरी करता है । जब मनुष्य तीनों प्रकार की 
चोरी को नितान्त छोड़ देता है, तब अस्तेय का पूरा पालन हुआ माना जाता 
है । शरीर से चोरी छोड़ देना सरल है, परन्तु वाणी से चोरी छोड़ना कठिन 
है और मन से चोरी छोड़ना बहुत कठिन है । अभ्यास और सामर्थ्य से सन 
कार्य सरल हो जाते हैं, इसलिए अभ्यास करते-करते मन से भी चोरी का 
त्याग करना सरल हो जाता है । 


चोरी त्याग करने से लाभ 


. जन मनुष्य सब प्रकार की चोरी का परित्याग कर देता है तन उसे 
यथायोग्य सुख और सुख के साधनों की प्राप्ति होती है । केवल चोरी छोड़ 
देना ही अस्तेय नहीं है, किन्तु यथाशक्ति परिश्रम करना भी अस्तेय के अन्तर्गत 
आता है । चोरी को छोड़कर व्यक्ति कुछ भी कार्य न करे तो बह भी चोरी 
जैसा ही है, क्याँकि ईश्वर ने उसे परिश्रम करने के लिए शरीर आदि साधन 
दिये हैं । यदि मनुष्य उनसे पुरुषार्थ नहीं करता तो बह दोषी है । यदि संसार 
के सभी मनुष्य परिश्रम करना छोड़ दें तो उसका परिणाम दुःख होगा, इसलिए 
चोरी को छोड़कर यथाशक्ति परिश्रम करना अस्तेय है । उत्तम कार्यों को भी 
छोड़ देना और दूसरों से सुख-साधनों की प्राप्ति करना अस्तेय नहीं है | जब 
मनुष्य चोरी का परित्याग कर अच्छे कार्यों को करता है तब उसे अस्तेय का 
फल मिलता है । अस्तेय का फल राजा, समाज और ईश्वर की ओर से 
मिलता है । जब मनुष्य मन से भी चोरी नहीं करता और यथाशक्ति परिश्रम 
करता है तो उसे उत्तम समाज और न्यायकारी राजा सभी प्रकार की सहायता 
प्रदान करते हैं । जो विद्यार्थी नकल करना छोड़कर अपने परिश्रम से अधिक 
अङ्क प्राप्त करता है, उसे न्यायकारी राजा की ओर से पारितोषिक और 
छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, चोरी करके उत्तीर्ण होनेवाले विद्यार्थी को नहीं ।' 

जो बुद्धिमान्‌ धार्मिक लोग हैं, वे उत्तम कर्म करनेवाले व्यक्ति को ही 
दान देते हैं, चोरी करनेवाले आलसी को नहीं । न्यायकारी राजा, धार्मिक , 


४८ सरल योग से 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


परिश्रमी मनुष्य की”सैहेयिती देती ह और चीर करेनैंबीलि' को दण्ड देता 
है। जो मनुष्य भूमि को अच्छे प्रकार से सुधार कर उसमें ठीक समय पर बीज 
बोता है, ईश्वर के नियमानुसार उसी को अन्न की प्राप्ति होती है, आलसी 
और चोरी करनेवाले को नहीं | जो आनन्द अपने परिश्रम से कमाये हुए धन 
के प्रयोग में आता है, वह आनन्द चोरी से कमाये हुए धन के प्रयोग में नहीं 
आता | चोरी करनेवाला व्यक्ति चुराये हुए धन का प्रयोग करता हुआ भयभीत 
रहता है और जो स्वयं धन कमाकर उसका प्रयोग करता है, बह भयरहित 
रहता है । चोरी कीः वस्तुओं का प्रयोग करते-करते व्यक्ति का जीवन अत्यन्त 
अपवित्र हो जाता है । वह जिस किसी भी उत्तम वस्तु को देखता है तो उसे 
अन्याय से ले-लेने का प्रयास करता है । लाखों-करोड़ों रुपये की सस्तुएँ 
इकड्डी करने पर भी उसको शान्ति नहीं मिलती । परन्तु चोरी का त्याग कर 
देनेबाला व्यक्ति अपने धन से सदा सन्तुष्ट रहता है । चोरी न करनेवाला 
व्यक्ति स्वयं सुखी रहता है और दूसरों को भी सुखी रखता है । चोरी 
करनेवाला व्यक्ति सदा स्वयं दुःखी रहता है और अन्यों को भी दुःखी रखता 
है। 
जो मनुष्य चोरी का परित्याग करके तन, मन और धन से दूसरों की 
सहायता करते हैं, वे ही योगाभ्यास करने में सफल होते हैं । चोरी करने वाले 
मनुष्य योगाभ्यास करके SAL की प्राप्ति नहीं कर सकते | ईश्वर की प्राप्ति 
के बिना मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सदा अस्तेय 
का पालन अवश्य ही करे | अस्तेय के पालन से ही लौकिक सुख और मोक्ष 
सुख की उपलब्धि होती है | 
न, अप अस्तेय के साधन 
अस्तेय के पालन करने के लिए निम्नलिखित साधनों की अपेक्षा रहती 
है । 
प्रथम साधन-परोपकार | परोपकार का अभिप्राय है तन, मन और धन 
a दूसरों की सहायता करना | जो मनुष्य दूसरों की सहायता करता है और 
दूसरों की सहायता करना अपना कर्त्तव्य समझता है तो उसकी चोरी करने 
'की इच्छा समाप्त हो जाती है, क्योंकि चोरी और परोपकार एक-दूसरे के 
विरोधी कार्य हैं । जो परोपकारी है, वह-चोर नहीं हो सकता, और जो चोर 


ईश्वर साक्षात्कार NS 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


है, वह wee नही ही Sa ae नरक अपने RER का पालन 
करना परोपकार नहीं है । जिस से प्राणिमात्र का भला हो और किसी के साथ 
अन्याय न हो वह परोपकार है । परोपकार किया जाता है दूसरों को सुख 
पहुँचाने के लिए, चोरी-की जाती है स्वयं को और अपने. सम्बन्धियों को सुखी 
करने के लिए | संसार के सभी बुद्धिमान्‌ धार्मिक मनुष्य परोपकार को अच्छा 
और चोरी को बुरा कर्म मानते हैं । 
दूसरा साधन- प्राणिमात्र को आत्मवत्‌ समझना । जो मनुष्य दूसरों के 
हानिञलाभ, सुख-दुःख, मान-अपमान, उन्नति-अवेनति को अपने हानि-लाभ 
आदि के तुल्य समझता है, बह चोरी का परित्याग कर देता है । जैसे अपनी 
वस्तुओं की चोरी होने पर व्यक्ति को दुःख का अनुभव होता है, वैसे ही दूसरे 
की वस्तुओं की चोरी होने पर दूसरे को भी दुःख होता है, यह अनुभूति करके 
दूसरों की वस्तुएँ न चुराना आत्मवत्‌ व्यबहार है । जो मनुष्य सभी प्राणियों 
को आत्मवत्‌ देखता है, वह दूसरों को दुःख नहीं देना चाहता । प्रत्येक प्राणी 
के साथ आत्मवत्‌ व्यबहार करनेवाला ही मनुष्य की कोटि में आता है | जो 
व्यक्ति समस्त जीवों के साथ आत्मवत्‌ व्यबहार नहीं करता वह मनुष्य 
कहलाने का अधिकारी नहीं है । यदि प्रत्येक मनुष्य सबकी उन्नति को अपनी 
उन्नति और सनकी हानि को अपनी हानि समझने लग जाए तो संसार स्वर्ग 
नन जाए और ईश्वर प्राप्ति क्रे योग्य मनुष्यों का निर्माण करना भी सरल हो 
जाए | इस सिद्धान्त का परित्याग करने पर दुःख की अत्यन्त वृद्धि होती है 
और सुख :का विनाश होता है, इसलिए अस्तेय का पालन करने के लिए 
प्रत्येक व्यक्ति सभी प्राणियों के साथ आत्मवत्‌ व्यवहार करे | 
तीसरा साधन - ईश्वर की व्यवस्था को स्वीकार करना । जो मनुष्य 
यह मानता है कि चोरी करना एक अशुभ कर्म है और इस अशुभ कर्म का 
फल ‘Gat ईश्वर की ओर से अवश्य ही मिलेगा तो वह चोरी करना छोड़ 
देता है । संसार में मनुष्य, पशु, पक्षी, कीर आदि अनेक योनियाँ दिखाई देती 
हैं । इन सन योनियों में मनुष्य जितना सुखी, स्वतन्त्र, विकास करने में समर्थ, 
दूसरों को सहायता करने में निपुण, ईश्वर साक्षात्कार करने की क्षमता रखता 
है तथा जड़ पदाथों से लाभ ले सकता है, उतना अन्य पशु-पक्षी आदि प्राणी 
नहीं ले सकते । इससे पता चलता है कि परोपकारादि उत्तम कर्म करने से 
ईश्वर जीव को मनुष्य योनि देता है और चोरी आदि पापकर्म करनेवाले जीवों 
RP to HN 


५० . > सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की पशु, पंक्षी, कीट आदि योनि देता है 


चौथा साधन- अपनी आवश्यकताओं को न्यून करना | व्यक्ति अपनी 
आवश्यकताओं को बढ़ाता जाता है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति अपने 
साधनों से न होने पर चोरी करने लग जाता है। मनुष्य की कुछ आवश्यकताएँ 
तो ऐसी हैं जिनकी पूर्ति के बिना जीना और आवश्यक कार्यों को करना 
कठिन है । जैसे कि भोजन, पानी, वस्त्र, आवास, चिकित्सा आदि | पर कुछ 
आवश्यकताएँ ऐसी होती हैं, जिनकी पूर्ति न होने पर भी मनुष्य की उन्नति 
में कोई बाधा नहीं आती, जैसे कि कोई व्यक्ति एक भवन से अपना निर्वाह 
कर सकता है तो उसको दो अथवा तीन भवन बनाने की आवश्यकता नहीं 
है । कोई व्यक्ति दो वस्त्र से ही अपना कार्य कर लेता है तो उसे आठ ब 
दस वस्त्रों की आवश्यकता नहीं बढ़ानी चाहिए । इसी प्रकार से कुछ 
हानिकारक वस्तुएँ हैं, जिनका सेवन करके व्यक्ति अपना अभ्यास बना लेता 
है और उनकी पूर्ति करने के लिए चोरी आदि बुरे कर्म करता है । जैसे कि 
शरान, धूम्रपान आदि शरीर और बुद्धि का विनाश करनेवाले मादक पदार्थों 
के सेबन का अभ्यास करने पुनः उनकी पूर्ति हेतु विविध प्रकार के चोरी आदि 
अशुभ कर्म करना | यदि अपनी आवश्यकताएँ न्यून कर दी जाएँ तो अस्तेय 
का पालन करना सरल हो जाए । 

पाँचौँ साधन - सत्पुरुषा की सङ्गति | जो मनुष्य सत्यवादी, सत्यमानी 
सत्यकारी विद्वानों का सत्सङ्ग करता है वह सत्यवादी, परोपकारी बन जाता 
है और जो अधार्मिक, स्वार्थी लोगों का सङ्ग करता है वह अधार्मिक, स्वार्थी 
बन जाता है | जो व्यक्ति दानी मनुष्यों का सङ्ग करता है, वह दानी बन जाता 
है और जो चोरों का सङ्ग करता है वह चोर बन जाता है | इसलिए जो मनुष्य 
जैसा बनना चाहता है उसको वैसे ही मनुष्यों का सङ्ग करना चाहिए | अस्तेय 
का पालन करनेवाले व्यक्ति को उन्हीं मनुष्यों का सङ्ग करना चाहिए जो चोरी 
नहीं करते, परोपकारी हैं और दान देते हैं । 

छठा साधन - ईश्वरोपासना । चोरी करनेवाला व्यक्ति अपनी लौकिक 
कामनाओं को पूर्ण करने के लिए चोरी करता है । ईश्वर की उपासना करने 
से मनुष्य की सभी उचित कामनाएँ पूर्ण होती हैं, अतः अस्तेय का पालन करने 
में अत्यन्त सरलता हो जाती है | ईश्वर दयालु है, सदा सन प्राणियों पर दया 
करता है । संसार में जितने भी पदार्थ ईश्वर ने बनाये हैं, वे सभी जीवों के 
ईश्वर साक्षात्कार ५१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


लिए बनाए हैं । अपने सुख के लिए ईश्वर ने एक भी पदार्थ नहीं बनाया 
। जीवों के कल्याण के लिए ईश्वर ने मनुष्य को वेदों का ज्ञान दिया है | 
अब भी देता है, परन्तु उसके बदले में किसी से कुछ नहीं लेता । अनादि 
काल से ईश्वर सभी प्राणियों को ज्ञान, आनन्द, बलादि देता रहा है, आज 
भी दे रहा है और आगे भी सदा देता रहेगा । ईश्वर का देने का स्वभाव है, 
किसी से अपने लिए लेने का नहीं । जो मनुष्य सदा देनेवाले की उपासना 
करता है, उसका देने का स्वभाव बन जाता है और चोरी करने का स्वभाव 
समाप्त हो जाता है -। इस लिए ईश्वरोपासना चोरी-त्याग का उत्तमोपाय 
है । 


चौथा यम : ब्रह्मचर्यं _ 


ब्रह्म नाम ईश्वर का है, ब्रह्मनाम वेद का है और ब्रह्म नाम वीर्य का 
` है । इन तीनों की क्रमशः प्राप्ति, अध्ययन और रक्षण करना “ब्रह्मचर्य 
कहलाता है । जो मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए परिश्रम करता है, उसकी 
उपासना करता है ब उसकी आज्ञा का पालन करता है तथा वेदों को 
पढ़ता है और वीर्य की रक्षा करता है, वह ब्रह्मचारी कहलाता है । 


ब्रह्मचर्य के लाभ 
ब्रह्मचर्य का प्रथम भाग ईश्वरोपासना है । 


ईश्वरोपासना से प्रथम लाभ-ईश्वर भक्ति करने से चित्त की एकाग्रता 

होती है और मन, staat तथा शरीर मनुष्य के अधिकार में आ जाते हैं | 
ईश्वर भक्ति के बिना मन और इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार सम्भव नहीं है | 

` ईश्वरोपासना से जो आनन्द मिलता है उससे मनुष्य की सभी कामनाएँ पुर्ण 

हो जाती हैं, अतः सांसारिक विषय भोग की इच्छा नहीं रहती । जो मनुष्य 
ईश्वरोपासना नहीं करता वह मन और इन्द्रियों के अधीन हो जाता है | 

जैसे-जैसे व्यक्ति इन्द्रियों के अधीन होता जाता है, वैसे-वैसे अधिक 

'विषय-भोगों में फॅसता जाता है । विषय भोगों में फॅसकर व्यक्ति उन कार्यों 

को करने लगता है जो अपने लिए और दूसरों के लिए अत्यन्त हानिकारक 
हैं । इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने पर कल्याण का मार्ग खुल जाता है । 


दूसरा लाभ - ज्ञान की प्राप्ति और अविद्या का नाश होता है | ईश्वर 


५२ सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सर्वज्ञ है अर्थार्त सबि-कुछ जमित हि“ जी भनुष्प विधिपूर्वक "ईश्वर की भक्ति 
करता है, उस उपासक को प्रभु ज्ञान प्रदान करता है । वास्तविक ज्ञान मिलने 
पर साधक की अविद्या नष्ट हो जाती है । संसार में मानव कल्याण का प्रमुख 
साधन ज्ञान है । सत्य ज्ञान की उपस्थिति में सत्यकर्म होते हैं, असत्य कर्म 
नहीं । अज्ञान के कारण ही संसार मैँ मिथ्याचरण प्रचलित होता है । अज्ञान 
का विनाश ईश्वरोपासना से ही सम्भव है, अन्यथा . | नहीं | 

तीसरा लाभ- ईश्वर सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है अर्थात्‌ 
सभी का समान रूप से भला चाहता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, 
बैसे ही ईश्वर का उपासक भी सम्पूर्ण विश्व को एक दृष्टि से देखने में समर्थ 
होता. जाता है, वह किसी देश या प्राणी के साथ पक्षपात नहीं करता | संसार 
में पक्षपात से अनेक अनर्थ होते हैं । कहीं देश का पक्षपात, कहीं परिवार 
का पक्षपात, कहीं भाषा व जाति का पक्षपात | जहाँ पर पक्षपात है वहाँ 
क्लेशों का वास है । इस पक्षपात के कारण भूगोल में लड़ाई-झंगड़े, बड़े-बड़े 
युद्ध होते हैं, और उसका परिणाम महादुःख होता है । ईश्वरोपासना करनेवाला 
व्यक्ति ईश्वर को सभी प्राणियों का पिता समझता है और सब प्राणियों को 
ईश्वर का पुत्र । पिता-पुत्र का सम्बन्ध जानकर अन्य प्राणियों से आत्मवत्‌ 
व्यवहार करता है, किसी के साथ पक्षपात का व्यबहार नहीं करता । पक्षपात 
व अन्याय का परित्याग करने और न्यायकारी बनने के लिए ईश्वर की 
उपासना करना आवश्यक है । 


चौथा लाभ- ईश्वरोपासना से व्यक्ति निर्भीक हो जाता है, क्योंकि 
ईश्वर निर्भय है तो उसका उपासक भी निर्भय हो जाता है । - 


पाँचवों लाभ- ईश्वरोपासना से मानसिक रोगों की अर्थात्‌ काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि की निवृत्ति होती है | 


Bat लाभ- ईश्वरोपासक में सहन शक्ति इतनी अधिक होती है कि 
वह बड़े-बड़े दुःखों को भी सरलता से सहन कर लेता है | 


ब्रह्मचर्यं का दूसरा भाग वेद का पढ़ना है । 


वेदाध्ययन से प्रथम लाभ - वेद अध्ययन से मनुष्य को तीन प्रमुख 
पदार्थों का परिज्ञान होता है- एक ईश्वर, दूसरा जीव और तीसरी प्रकृति । 


Da रा 
ईश्वर साक्षात्कार ua 


CC-0.Panini Kanya Maha.Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
इन तीन पदार्थों के ज्ञान से सम्बद्ध समस्याओं का समाधान होता है । इन 


तीन पदार्थों के ठीक ज्ञान न होने से ही परस्पर विरुद्ध मत-मतान्तरों की 
उत्पत्ति होती है और विरुद्ध मतों से विविध प्रकार के दुःख उत्पन्न होते 
हैं । a 

दूसरा लाभ- वेद का अध्ययन करने से कर्म और उपासना अर्थात्‌ 
योगाभ्यास के स्वरूप का ज्ञान होता है । जब तक व्यक्ति कर्म के स्वरूप 
को ठीक प्रकार से नहीं जानता, तब तक उस से लाभ नहीं उठा सकता | 
वेद में यह बतलाया है कि अमुक कर्म अच्छा है और अमुक कर्म बुरा 
है । इन दोनों के स्वरूप को जानकर व्यक्ति शुभकर्म करता है और अशुभ 
कर्म को छोड़ देता है । वेद में बतलाया है कि सत्य बोलना अच्छा कर्म है 
और असत्य बोलना बुरा कर्म है, दान देना अच्छा कर्म है और चोरी करना 
बुरा कर्म है । 'मित्रस्यचक्षुषा समीक्षामहे' हम सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि 
से देखें । इस प्रकार से अच्छे और बुरे कर्मों को जानकर मनुष्य बुरे कर्मों को 
छोड़ देता है और अच्छे कर्मों को करके अपना और दूसरों का कल्याण करता 
है | उपासना अर्थात्‌ भक्ति का वास्तविक स्वरूप वेद के अध्ययन से ज्ञान 
होता है । वेद में ईश्वर का स्वरूप बतलाया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ 
है और ‘St ईश्वर का मुख्य नाम है । इस प्रकार से नामी ईश्वर और नाम 
ओम्‌ इन दोनों का परिज्ञान करके पुनः ईश्वर की उपासना अर्थात्‌ भक्ति करनी 
चाहिए | 

तीसरा लाभ- वेद के अध्ययन से गौण और मुख्य पदार्थों का परिज्ञान 
होता है । मानव जीवन को सफल बनाने के लिए गौण और मुख्य पदार्थों 
का ज्ञान करना अनिवार्य है । जो पदार्थ अधिक लाभप्रद है वह मुख्य और 
जो न्यून लाभप्रद है वह गौण कहलाता है । जब व्यक्ति न्यून लाभप्रद को 
अधिक लाभप्रद मान लेता है और अधिक लाभप्रद को न्यून लाभप्रद मान 
लेता है तो विफल हो जाता है । जैसे कि इन्द्रियों के विषय भोगों में कम 
लाभ है और ईश्वर के आनन्द भोग में अधिक लाभ है । परन्तु इन्द्रियों के 
विषयों को भोगने में अधिक लाभ मान लिया जाता है और ईश्वर के आनन्द 
भोग में कम लाभ माना जाता है | वेद में ईश्वर की मुख्य बतलाया है और 
जीवों तथा प्रकृति को गौण बतलाया है, क्योंकि अनन्तज्ञान, अनन्त आनन्द, 
अनन्तनलादि ईश्वर में हैं | इस प्रकार के गुण और किसी पदार्थ में नहीं हैं, 
S T O SRS lie दई 


५४ 'सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अतः ईश्वर मुख्येफ्हु अन्य“ सेवक pareto Chennai and eGangotri 


चौथा लाभ- वेद के अध्ययन से मनुष्य को साध्य, साधक और साधन 
का परिज्ञान होता है । जिसको सब चाहते हैं और जिसकी प्राप्ति होने पर 
सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं, वह 'साध्य' कहलाता है । जो साध्य को प्राप्त 
करना चाहता है वह 'साधक' कहलाता है | जिस उपकरण के द्वारा साधक 
साध्य को प्राप्त करता है वह 'साधन' कहलाता है । इन तीन विषयों का 
परिज्ञान वेद में विद्यमान है । वेद में ईश्वर को साध्य अर्थात्‌ प्राप्त करने योग्य . 
माना है, जीव को साधक अर्थात्‌ साध्य को प्राप्त करनेवाला माना है, प्रकृति 
को साधन अर्थात्‌ प्राप्त करने का उपकरण माना है । यदि समस्त संसार के 
लोग इन तीन पदार्थों को जानलें तो विश्व का कल्याण हो जाए प्रत्येक 
व्यक्ति जो भी कार्य करता है, उसमें साध्य, साधक और साधन इन तीन का 
निर्वाचन अवश्य ही करता है । ये तीनों शुद्ध भी होते हैं और अशुद्ध भी होते 
हैं । इनका निर्वाचन करनेवाला व्यक्ति इन तीनों के स्वरूप को ठीक-ठीक 
जानता है तो निर्वाचन भी ठीक करता है और यदि नह इनके स्वरूप को ठीक 
प्रकार से नहीं जानता तो अशुद्ध निर्वाचन कर लेता हैं । 

मनुष्य का वास्तविक साध्य वही हो सकता है जिसे प्राप्त करने पर 
समस्त दुःखों की परिसमाप्ति और नित्यानन्दं की प्राप्ति हो। वेद में वास्तविक 
साध्य का निर्देश किया है “ata विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय (यजु. ३१/१८) उस ईश्वर को जानकर ही मनुष्य मृत्यु आदि 
सभी दुःखों से wea है, इसके अतिरिक्त और कोई मुक्ति का मार्ग नहीं 
है । 

पाँचवों लाभ- वेद के अध्ययन से व्यक्ति शुद्ध कर्म और शुद्धोपासना 
के स्वरूप को जानकर अपने जीवन को विशुद्ध बनाने में समर्थ होता है और 
अपने जीवन का निर्माण करके पुनः उत्तम परिवार का निर्माण करता है । 
उत्तम परिवार के निर्माण से उत्तम समाज का निर्माण होता है और उत्तम 
समाज से उत्तम विश्व का निर्माण होता है । इस प्रकार से वेदों के अध्ययन 
से मानव की सभी समस्याओं का समाधान होता है । 


Pe NEES SE कल कि 
ईश्वर साक्षात्कार ae AAN 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ब्रह्मचर्य का तीसरा भाग वीर्य की रक्षा 

आयुर्वेद के अनुसार शरीर की सात धातुओं में से वीर्य एक धातु 
है । वीर्य की रक्षा करना 'ब्रह्मचर्य' कहलाता है । वीर्य की रक्षा करने से 
मनुष्य को शारीरिक और बौद्धिक बल की प्राप्ति होती है । शारीरिक बल 
से व्यक्ति अपनी भी रक्षा करता है और दूसरों की भी बिना शारीरिक बल 
के न अपनी रक्षा हो सकती है और न दूसरों की । वेद में ब्रह्मचर्य के विषय 
में बतलाया है कि 'ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति' अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य और 
तप से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है | जो राजा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते 
वे न तो अपनी रक्षा कर सकते हैं और न राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं । 
शारीरिक बल से दीर्घायु की प्राप्ति होती है । मनुष्य के शरीर में जितना 
अधिक बल होगा, उतनी ही अधिक उसकी आयु होगी । प्रायः मनुष्य लम्बे 
काल तक जीना चाहता है । यह कामना ब्रह्मचर्य के पालन से ही पूर्ण हो 
सकती है । आयु के बढ़ाने के अनेक साधन हैं, परन्तु ब्रह्मचर्य fase साधन 
है । शारीरिक शक्ति से लौकिक कायों के करने में सुविधा होती है । संसार 
में यह प्रत्यक्ष है कि जिस मनुष्य में शारीरिक बल अधिक होता है, वह अपने 
शारीरिक कार्यो को बिना कठिनाई के कर लेता है, निर्बल व्यक्ति बैसा नहीं 
कर पाता | शारीरिक बल के कारण मनुष्य सदा स्वस्थ रहता है और बल 
का अभाव होने पर रोगी हो जाता है । मनुष्य जीवन के चार प्रयोजन हैं, 
अर्थात्‌ मनुष्य-शरीर से चार कार्यो का सम्पादन करना चाहिए- धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष । ये चारों प्रयोजन स्वस्थ शरीर से हो सकते हैं, अन्यथा 
नहीं | शारीरिक बल के आधार पर ही मनुष्य लौकिक सुख को भोगने में 
समर्थ होता है, बलहीन नहीं | 


जैसे-जैसे शरीर में बल बढ़ता जाता है वैसे-वैसे स्मरण शक्ति भी 
बढ़ती जाती है और बल के अभाव में स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है । 
जन व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उसके शरीर में बल. न्यून हो जाता है और 
नल न्यून होने के कारण स्मरण-शक्ति न्यून हो जाती है । इससे यह सिद्ध 
होता है कि नल स्मरण-शक्ति को बढ़ाता है । शारीरिक बल से मनुष्य की 
बुद्धि बढ़ती है जिससे वह सूक्ष्म विषयों को भी शीघ्र ग्रहण कर लेता है | 
बुद्धि का विकास होने पर मनुष्य भौतिक विज्ञान में विशेष प्रगति करता है 


५६ सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


\ 


और ईश्वर साक्षात्कार HEA मै भी सफल होती है इसलिए शीरीरिक बल 
व बौद्धिक बल बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना 
चाहिए | 


ब्रह्मचर्य के साधन 


ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए साथनों का परिज्ञान आवश्यक 
है । ब्रह्मचर्य के अनेक साधन हैं । उनमें से कुछ साधनों को यहां उपस्थित 
किया जाता है | 


प्रथम साधन भोजन- भोजन का प्रभाव शरीर और मन इन दोनों पर 
पड़ता है, यदि मनुष्य सात्विक भोजन खाता है तो ब्रह्मचर्य की रक्षा “करने में 
सरलता होती है, और राजसिक व तामसिक भोजन खाता है तो ब्रह्मचर्य का 
पालन करना कठिन होता है । सात्त्विक, राजसिक और तामसिक भोजन के 
विषय में जानने के लिए ऋषिकृत ग्रथों का अध्ययन करना चाहिए | जिस 
भोजन के खाने से शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है और विषय-भोग की ओर 
आकर्षण उत्पन्न होता है, वह भोजन ब्रह्मचर्य के लिए, हानिकारक होता है 
जैसे कि शरान, गांजा, भांग, चरस, धूम्रपान आदि | जो भोजन शरीर में 
शान्ति उत्पन्न करते हैं और विषय भोग से हटाकर ईश्वर भक्ति की ओर ले 
जाते हैं, बुद्धि का विकास करते हैं वे ब्रह्मचर्यं के लिए लाभप्रद होते हैं | 
' जैसे कि चावल, जौ, गौ का दूध-घी आदि । ब्रह्मचर्य 'के लिए हितकारी 
भोजन भी उचित मात्रा में ही खाना चाहिए । अधिक मात्रा में खाने से और 
अति उष्ण भोजन खाने से ब्रह्मचर्य की रक्षा कठिन all 

दूसरा साधन शारीरिक व्यायाम- ब्रह्मचर्य की रक्षा और वृद्धि शारीरिक 
व्यायाम से होती है । शरीर में जो वीर्य उत्पन्न होता है वह व्यायाम करने 
से शरीर का अङ्ग बन जाता है । बिना व्यायाम के ब्रह्मचर्य की रक्षा करना 
कठिन है । व्यायाम का अभिप्राय है शरीर के विकास के लिए की गई अनेक 
प्रकार की विधिपूर्वक क्रियाएँ । व्यायाम को बुद्धिपूर्वक, अपने शारीरिक 
बल के अनुसार और भोजन तथा त्रथ्तु के अनुसार करना चाहिए | उचित 
व्यायाम से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है और बुद्धि की वृद्धि भी होती है । 

तीसरा साधन उत्तम विचार AT के जीवन-निर्माण में उत्तम विचार 


ईश्वर साक्षात्कार eS as री) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रह्मचर्यं के पालन करने में अत्यन्त सरलता हो जाती है । अच्छे विचारों का 
अच्छा प्रभाव और बुरे विचारों का बुरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर सतत 
पड़ता रहता है । जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य-रक्षा के अनुकूल विचार करता है, उसके 
ब्रह्मचर्यं की रक्षा होती है । अब्रह्मचर्य के पालन से आनन्द की प्राप्ति होती 
है, शरीर बलवान होता है, बुद्धि बढ़ती है, आयु दीर्घ होती है । इसलिए 
ब्रह्मचर्यं की रक्षा करना मेरा मुख्य कर्त्तव्य है' इस प्रकार के विचारों को 
बार-बार मन में रखने से ब्रह्मचर्य के पालन में महती सहायता मिलती है । 
अशुभ विचारों से ब्रह्मचर्य का नाश होता है | 

चौथा साधन ईश्वर भक्ति - ईश्वर भक्ति का अभिप्राय है-ईश्वर की 
स्तुति, प्रार्थना और उपासना । जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है तो 
इन्द्रियों के विषय भोगों में रुचि नहीं रहती । विषय भोगों की रुचि ब्रह्मचर्य 
पालन में अत्यन्त बाधक है । मनुष्य मुख्य रूप से दो प्रकार से सुख की प्राप्ति 
करता है । एक तो पाँच इन्द्रियों के द्वारा पाँच विषयों के सुख का अनुभव 
करता है और दूसरा ईश्वर की उपासना द्वारा नित्यानन्द को प्राप्त करता 
है । जन ईश्वर-भक्ति से मनुष्य को नित्यानन्द की प्राप्ति होती है तो इन्द्रियो 
के भोगों में दुःख प्रतीत होता है । इसी कारण ईश्वर भक्ति से वीर्य रक्षा होती 
है | बिना ईश्वर की भक्ति के इन्द्रियों को पूर्णरूपेण वश में करना सम्भव 
नहीं है । 
` पाँचवाँ साधन उत्तम ग्रन्थों का अध्ययन - उत्तम ग्रन्थों के अध्ययन 
से ब्रह्मचर्य के पालन में सहायता मिलती है 1 जो ऋषियों के लिखे ग्रन्थ हैं 
और जिनमें ब्रह्मचर्य का वर्णन है, उनके अध्ययन करने से व्यक्ति के मन में 
ब्रह्मचर्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और उसके विचार ब्रह्मचर्य का पालन 
करनेवाले महापुरुषों जैसे बन जाते हैं । ब्रह्मचर्य सभी आश्र॑मों में उपयोगी है, 
अतः यथाशक्ति सनको ब्रह्मचर्यं का पालन करना चाहिए । 


पाँचवाँ यम : अपरिग्रह 


जो पदार्थ और विचार हानिकारक हैं अथवा अनावश्यक हैं उन्हें सब 
प्रकार से इकट्ठा करना परिग्रह और उन्हें छोड़ देना 'अपरिग्रह' कहलाता 
है । इसे यूँ भी कह सकते हैं कि जो-जो पदार्थ और विचार ईश्वर की प्राप्ति 
में बाधक हैं उन्हें इकट्ठा करना 'परिग्रह' और जो ईश्वर प्राप्ति में साधक 


९ |... 09 अब जरा 77: 


ac सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हैं उनका ग्रहण करनी ^® "fain Chennai and eGangotri 
अपरिग्रह का फल 


जब मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पूर्णरूपेण अपरिग्रह का पालन 
करता है तब, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा ओर कहाँ पर किस 
रूप में रहूँगा इन विषयों का विचार करता है । जो मनुष्य अपरिंग्रह का पालन 
नहीं करता वह आत्मा के विषय में यह विचार नंहीं कर सकता कि मैं कौन 
हूँ अर्थात्‌ मैं शरीर हूँ या शरीर से पृथक चेतन आत्मा हूँ। इस शरीर के उत्पन्न 
होने से पूर्व मैं किस रूप में था, कहाँ पर था तथा इस शरीर के समाप्त होने 
के पश्चात्‌ मैं किस रूप में रहूँगा । जो व्यक्ति सदा सांसारिक हानिकारक 
` वस्तुओं और विचारों के संग्रह में आसक्त रहता है, वह अपने स्वरूप को 
भूल जाता है | विषय-भोगों में फॅसा हुआ मनुष्य अपनी हानि और लाभ को 
नहीं जान सकता | अपरिग्रह का पालन करनेवाला मनुष्य अपने विषय में 
जिज्ञासा उत्पन्न करके अपने वास्तविक स्वरूप को जानने में समर्थ हो जाता 
है । जो व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जानता, वह अपने हित और अहित 
को भी नहीं जान सकता | वह केवल इस पाँच Adi से बने शरीर को ही 
आत्मा मानता है और इसी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीवन 
पर्यन्त परिश्रम करता रहता है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना मनुष्य 
का मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि अपने स्वरूप को जानने से ही अपने हित और 
अहित को जाना जा सकता है और जिन जड़, पदार्थों से बने साधनों से जी 
कार्य करता है, उन साधनों पर अपना अधिकार कर लेता है अर्थात्‌ मन और 
इन्द्रियों पर अपना अधिकार कर लेता है, अन्यथा मन न इन्द्रियों के अधीन 
होकर अपने और दूसरों के लिए हानिकारक सिद्ध होता रहता है । 


आत्मा का ज्ञान होने से ईश्वर साक्षात्कार 


जब मनुष्य अपने स्वरूप को अच्छी प्रकार से जान लेता है तब 
ईश्वर-साक्षात्कार में भी सफल हो जाता है । प्रथम मनुष्य को स्थूल वस्तुओं 
का ज्ञान होता है, उसके पश्चात्‌ सूक्ष्म वस्तुओं का । पहले मनुष्य को शरीर 
आदि स्थूल पदार्थों का ज्ञान होता है फिर मन आदि भौतिक सूक्ष्म वस्तुओं 
का ज्ञान होता है, इसके पश्चात्‌ अपने स्वरूप का ज्ञान होता है । अपने 
स्वरूप को ठीक-ठीक जान लेने पर ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। आत्मा के 


ईश्वर साक्षात्कार ; ५९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai SL 
स्वरूप का ज्ञान न होने से मनुष्य ईश्वर प्राप्ति में सफल नहीं होता | 


अपरिग्रह का पालन करनेवाला व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को कम कर 
देता है । उसे सांसारिक वस्तुओं के संग्रह में बहुत अधिक समय, बल, धन, 
बुद्धि का व्यय नहीं करना पड़ता | जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को न्यून कर 
लेता है बह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरे प्राणियों को कष्ट नहीं 
पहुँचाता | जो लोग अपरिग्रह का पालन नहीं करते, वे अनावश्यक वस्तुओं 
को इकट्ठा करते रहते हैं और अन्य प्राणियों को विविध प्रकार का दुःख देते 
रहते हैं । यदि संसार में सभी लोग अपरिग्रह का पालन करने लग जाएँ, तो 
उनके दुःखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति हो सकती है । 


हानिकारक और अनावश्यक विचारों के त्याग से 
मनुष्य की उन्नति 


जैसे हानिकारक और अनावश्यक वस्तुओं के छोड़ देने से मनुष्य की 
उन्नति होती है, वैसे ही हानिकारक और अनावश्यक विचारों के परित्याग 
से भी मनुष्य की उन्नति होती है । अशुद्ध विचार मनुष्य के ज्ञान के विकास. 
में बाधक होते हैं । जब तक व्यक्ति के मन में अशुद्ध विचार बने रहते हैं 
तब तक वास्तविक ज्ञान का विकास नहीं होता । जब मनुष्य अशुद्ध विचारों 
को छोड़कर शुद्ध विचारों को मन में स्थान दे देता है तन वह बुद्धिमान्‌ बन 
जाता है । मानसिक दुःख अशुद्ध विचारों से उत्पन्न होता है । अशुद्ध 
मानसिक विचार अनेक चिन्ताओं को जन्म देते हैं.। चिन्ताओं के कारण मनुष्य 
सदां दुःखी रहता है | समस्त चिन्ताओं से मुक्त होने के लिए मलिन विचारों 
का परित्याग करना आवश्यक है । सुविचार मुक्ति का कारण है और 
कुविचार बन्धन का, अतः हानिकारक विचारों का परित्याग करना अत्यन्त 
आवश्यक है | 


अपरिग्रह पालन के साधन 


यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह जिस वस्तु में दोष देखता 
है, उसका परित्याग कर देता है । परिग्रह में निम्न लिखित दोष देखने से 
परिग्रह का त्याग हो जाता है, फलतः अपरिग्रह का पालन होने लगता है । 


पहला अर्जन दोष- सांसारिक भोगों को भोगने के लिए अत्यधिक, 


Rot ` सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


धन, सम्पत्ति औएव्छमप्र “बति अ्भाबश्यकका Eni ACMA की 
Ufa के लिए मनुष्य तन, मन, धन से पूर्ण प्रयास करता है । लम्बे काल तक 
प्रयत्न करने पर उसे भोग के कुछ साधन उपलब्ध होते हैं । एक व्यक्ति बहुत 
उत्तम भवन का निर्माण करता है और उसमें यथाशक्ति साधनों को इकट्ठा 
करके सांसारिक सुख भोगना चाहता है, इस भोग की प्राप्ति के लिए बीस 
वर्ष तक महान्‌ परिश्रम करता है । इन साधनों के उपार्जन में बीस वर्ष का 
काल लग जाता है और शारीरिक तथा बौद्धिक परिश्रम भी करना पड़ता 
है । जब इस कार्य को सम्पन्न करता है तो अनेक प्रकार के बाधक उपस्थित 
हो जाते हैं उन बाधकों को हटाने में बहुत-सी कठिनाइयाँ आती हैं । जिन 
कार्यों को व्यक्ति अच्छा नहीं समझता उन्हें भी करना पड़ता है । इस प्रकार 
से बीस ast के घोर परिश्रम से कुछ सुख, जोकि दुःख से परिपूर्ण है, की 
उपलब्धि होती है बुद्धिमान्‌ मनुष्य जब देखता है कि इतने परिश्रम का 
यही फल है तो लौकिक सुख और सुख के साधनों में अरुचि उत्पन्न हो जाती 
है । 

दूसरा रक्षण दोष- जब मनुष्य बीस वर्ष लगाकर जिस किसी प्रकार 
से सुख साधनों को इकड़ा कर लेता है और उनसे सुख लेना चाहता है तो 
एक और समस्या सामने आती है । सुख साधनों को सुरक्षित रखना भी 
अनिवार्य हो जाता है | यदि मनुष्य सुख के साधनों को FHT तो करले परन्तु 
उनकी रक्षा न कर सके तो वे साधन सुरक्षित नहीं रह सकते | उनके सुरक्षित 
रहे बिना प्रयोजन की सिद्धि भी नहीं हो सकती । तो फिर व्यक्ति सोचता 
है कि उन्हें इकड़ा ही क्यों किया जाए जब उनकी इतनी अधिक रक्षा करनी 
पड़ती है । 

उदाहरण-कोई व्यक्ति बीस वर्ष पर्यन्त परिश्रम करके एक उत्तम भवन 
बनाता है, उसमें अन्य सुख-साधनों को भी उपस्थित करता है । अब यदि 
देश का राजा कहता है कि इस स्थान से सभी भवनों को हटाओ । इन्हें 
तोड़-फोड़कर यहाँ पर अमुक कार्य किया जाएगा | राजा के आदेश को वह 
व्यक्ति रोकने में समर्थ नहीं है, अतः अपने सुख के साधनों की रक्षा नहीं कर 
सकता, तन उसे बहुत ही दुःख होता है । यदि राजा की ओर से ऐसी अवस्था 
न भी आये तो किसी अन्य कारण से साधनों की रक्षा नहीं कर पाता । यदि 
भवन का स्वामी भवन को किराये पर देकर, उससे धनीपार्जन करके, उस 
भिसा मल पतन 


ईश्वर साक्षात्कार ६१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


घन से लौकिके भागों को STAT चाहता है तो यह समस्या भी उपस्थित होती 
है कि किरायेदार न तो किराया देता है और न भवन को छोड़ता है, वह 
'किरायेदार उस भवन का स्वामी बन जाता है । इस प्रकार रक्षण-दोष को 
देखकर व्यक्ति भोग-साधनों के परिग्रह की प्रवृत्ति बन्द कर देता है । 

तींसरा क्षय दोष- यह बात प्रसिद्ध है कि संसार में जो वस्तु उत्पन्न 
होती है उसका विनाश अवश्य होता है । लौकिक सुख चाहनेवाला व्यक्ति 
यह चाहता है कि जो साधन मैंने इकड़े किये हैं वे सदा ज्यो-के-त्योँ बने 
रहें, कभी नष्ट न हों, परन्तु उत्पन्न हुए पदार्थों को नष्ट होने से रोकने की 
शक्ति किसी में भी नहीं है । कोई व्यक्ति यह चाहे कि मैं कभी भी न मरूँ 
तो उसकी यह इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती । एक मनुष्य लाखों-करोड़ों 
रुपये और सम्पत्ति कमाता है और यह समझता है कि यह सब कुछ मेरे साथ 
बना रहेगा, मैं सदा इसका उपभोग करता रहूँगा | परन्तु एक समय आता है 
जन प्रत्येक वस्तु नष्ट हो जाती है । इस प्रकार भौतिक सुख देनेवाली प्रत्येक 
वस्तु नष्ट होती दिखाई देती है तो बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस दोष को देखकर 
सांसारिक सुख भोगने की अभिलाषा को छोड़ देता है | इससे अपरिग्रह का 
पालन होता है | 

चौथा संग दोष- सांसारिक विषयों को भोगते भोगते व्यक्ति उन 
'विषयों में फेंस जाता है । जब विषय भोग करते-करते व्यक्ति उनमें बैँध जाता 
है तो वह अपनी हानि और लाभ को भी नहीं जान सकता | जो हानिकारक 
वस्तु है, उसे भी वह लाभप्रद समझने लगता है । जैसे कि शराब पीनेवाला 
व्यक्ति शराब को पीते-पीते उसका दास बन जाता है और शराब पी-पीकर 
अपने धन और सम्पत्ति को नष्ट-भ्रष्ट कर देता है । विषय-भोग करते-करते 
व्यक्ति ऐसी अवस्था में चला जाता है कि वह इन विषय भोगों को छोड़ना 
भी चाहे तो भी नहीं छोड़ सकता । इस प्रकार से विषय भोगों में बन्धन को 
देखकर व्यक्ति उनका परित्याग कर देता है । 

पाँचवाँ हिंसा दोष - हिंसा का अर्थ है बिना अपराध के प्राणियों को 
दुःख पहुँचाना और उनसे वैरभाव रखना | अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए 
व्यक्ति निर्दोष प्राणियों को मारता है । उन्हें विविध प्रकार की पीड़ा देता 
है । जब मनुष्य अपने विषय-भोगों की पूर्ति के लिए अनेक निर्दोष प्राणियों 
को दुःखी होते हुए देखता है तो उस व्यक्ति की विषय भोग की इच्छा समाप्त 
६२ सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हो जाती है | हट ie ort 


छठा दोष-ईश्वर के बनाए हुए पदार्थों का स्वयं स्वामी बनना- 
सांसारिक सुख का अभिलाषी मनुष्य अपनी अनिवार्य आवश्यकताओ से 
अधिक साधनों को इकट्ठा करता है और उन साधनों का स्वयं स्वामी बन 
जाता है । स्वामी बनने के पश्चात्‌ वह किसी को कुछ भी नहीं देना चाहता, 
अपितु अन्याय से दूसरों के धन का भी स्वामी बनना चाहता है । उस व्यक्ति 
को एक लाख रुपये की आवश्यकता है, परन्तु वह बीस लाख रुपये रखता 
है । जितना-जितना उसका सामर्थ्य बढ़ता जाता हैं, उतना-उतना अधिक 
धन इकट्ठा करता जाता है और जो लोग साधनहीन हैं उनसे अनुचित लाभ 
उठाता है | इस स्थिति को देखकर विचारशील मनुष्य यह मानता है कि ये 
सभी पदार्थ ईश्वर ने सभी प्राणियों के लिए बनाये हैं और मैं इनका स्वामी 
बनकर अपनी एषणा को पूर्ण करने के लिए अनेक प्राणियों को दुःख पहुँचा 
रहा हूँ, अतः ईश्वर की ओर से इस दोष का दण्ड मुझे मिलेगा, ऐसा मानकर 
विषय-भोगों को छोड़ देता है । 
amat दोष-विषय भोगों में फॅसकर ईश्वरोपासना को छोड़ 
देना - जब व्यक्ति इस बात पर विचार करता है अथवा वेद और वेदानुकूल 
ऋषिकृत ग्रन्थों को पढ़ता है तो उसे यह बात समझ में आती है कि ईश्वर 
में दुःखरहित नित्यानन्द है और मैं विषय-भोगों में लगा हुआ हूँ । इस प्रकार 
'विचारने से मनुष्य विषय-भोगों के कारण स्वयं को ईश्वरानन्द से बंचित 
देखता है तो विषय-भोगों का परित्याग करके ईश्वर-प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील 
होता है । इस प्रकार से अपरिग्रह के साधनों का स्वरूप समझकर अपरिग्रह 
का पालन करना चाहिए । 


योग का दूसरा अङ्ग नियम 


नियम के पाँच विभाग हैं- शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर 
प्रणिधान । 
प्रथम नियम : शौच 
शौच का अर्थ है शुद्धि | शुद्धि दो प्रकार की है- एक बाहर की और 
दूसरी अन्दर की । बाहर की शुद्धि अर्थात्‌ शरीर, वस्त्र, स्थान, भोजन, 
__ ॉ ऋ -अर॒ -णोहत>9)ी पैेिपएफाघप़ैू््त तू 


ईश्वर साक्षात्कार ६२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


sai “शो a Samaj eae की शुधि nnai Bice 2९३29 otri 


धनोपार्जन गदि की शुद्धि तथा अन्दर बुद्धि आदि की 
शुद्धि । जब मनुष्य बाहर और भीतर की अच्छी प्रकार शुद्धि करता है तो उसे 
अनेक प्रकार के गुणों की प्राप्ति होती है । 


शौच के लाभ 


पहला लाभ - जब मनुष्य अपने शरीर को बार-बार शुद्ध करता है 
और फिर भी शरीर में अशुद्धि दिखाई देती है तो अपने शरीर को अशुद्ध देखने 
से उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है । अपने शरीर की अशुद्धि को देखकर 
दूसरों के शरीर की अशुद्धि का भी पता लगता है और उनके शरीर को भी 
अशुद्ध देखकर व्यक्ति उनके शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहता | यदि 
ध्यानपूर्वक देखा जाए तो मनुष्य का शरीर अत्यन्त अशुद्ध है । इस अशुद्ध 
शरीर को व्यक्ति अज्ञानता के कारण शुद्ध समझता है और इसमें आसक्त 
होकर कर्त्तग्याकर्त्तत्य को भूल जाता है । अपने शरीर को बाहर से सुन्दर 
देखकर उसमें मोहित हो जाता है और अपने सौन्दर्य का अभिमान करता है 
कि मैं बहुत सुन्दर हूँ । इसी प्रकार दूसरों के शरीरों को बाहर से सुन्दर देखकर 
उनमें आसक्त हो जाता है और यह समझता है कि इन सुन्दर शरीरों के स्पर्श 
से मुझे पूर्णानन्द की प्राप्ति होगी तथा मेरे समस्त दुःखों का विनाश हो 
जाएगा | परन्तु शरीर को सूक्ष्मता से देखने से पता चलता है कि यह शरीर 
नीचे से लेकर ऊपर तक मल-मूत्र से भरा हुआ है और इसे नितान्त शुद्ध कर 
'सकना असम्भव है । इस प्रकार की भावना करने से अपने और अन्यों के 
शारीरों से आसक्ति हर जाती है और ईश्वरोपासना में रुचि बढ़ जाती है । 
दूसरा लाभ - शौच से बुद्धि की शुद्धि होती है । बुद्धि के शुद्ध होने 
पर व्यक्ति शुभ-अशुभ, हानि-लाभ और सत्यासत्य के सूक्ष्म स्वरूप को 
जानने में समर्थ हो जाता है | बुद्धि एक ऐसा अन्तःकरण है जिसके शुद्ध होने 
पर मनुष्य महान्‌ बन जाता है | जिस मनुष्य की बुद्धि शुद्ध है उसका जीवन 
भी शुद्ध है और जिस मनुष्य की बुद्धि अशुद्ध है उसका जीवन भी अशुद्ध 
है । कहा गया है कि “बुद्धिर्यस्य बले तस्यं जिस मनुष्य की उत्तम बुद्धि है 
वही बल आदि पदार्थों का उचित प्रयोग करके अपना व अन्यां का कल्याण 
कर सकता है | अशुद्ध बुद्धिवाला नहीं | 


तीसरा लाभ - शौच से मन प्रसन्न होता है और प्रसन्न मन शीघ्र ही 


६४ सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एकाग्र हो जाता है मन के एकाग्र होने से इन्द्रियों पर विजय प्राप्त होती 
है और अपनी आत्मा को जानने की योग्यता आ जाती है, इसलिए प्रत्येक 
मनुष्य यथाशक्ति बाहर और भीतर की शुद्धि करे और करवाए । 


दूसरा नियम : सन्तोष 


सन्तोष का अर्थ है अपने सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम करना और उससे 
जो कुछ मिले उसी में प्रसन्न रहना । सभी कार्यों को छोड़ देना सन्तोष नहीं 
कहलाता | सन्तोष का अर्थ यह भी नहीं है कि मनुष्य अपनी और दूसरों की 
उन्नति करने का पर्याप्त सामर्थ्य रखते हुए भी न तो अपनी उन्नति के लिए 
विशेष प्रयास करे और न दूसरों को उन्नति करने में सहयोग दे, केवल अपने 
कार्य सिद्ध करने के लिए कुछ कार्य कर ले । वस्तुतः अपने अन्दर जितनी 
शक्ति हो उतना परिश्रम करना और परिश्रम करने के पश्चात्‌ जो कुछ भी 
मिल जाए उसी में प्रसन्न रहना 'सन्तोष' है । जैसे एक व्यक्ति ने अपनी भूमि | 
को हल आदि साधनों के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्ध किया और पुनः उसमें बीज 
बो दिया । वर्षा के न्यून होने से अल्प अन्न की उपलब्धि हुई । ऐसी अवस्था 
में व्यक्ति दुःखी हो जाए तो सन्तोष भंग. हो जाता है । एक विद्यार्थी खूब 
परिश्रम करता है और परीक्षा देने पर उसकी इच्छा से न्यून अंक आते हैं तो 
ae दुःखी होता है और कोई-कोई विद्यार्थी तो पढ़ना ही छोड़ देता है 1 यही 
सन्तोष का भंग कहलाता है । ऐसी अवस्था में मनुष्य का कर्त्तव्य यह बनता 
है कि बह यह विचार करे कि मेरे इस कार्य में कहीं कोई दोष रह गया 
है । इसलिए अब इस कार्य की सिद्धि के लिए अधिक परिश्रम किया जाए 
और किसी प्रकार का दोष न आये । मनुष्य अल्पज्ञ है और अल्पशक्तिमान्‌ 
है, अतः उसके कार्य में कोई न कोई त्रुटि रह जाती है अथवा उसके कार्य 
में कोई बाधक बाहर से आ जाता है । इसी कारण से कार्य सम्पन्न नहीं 
होता | जब अपने किये गये कार्य में न्यून फल प्रतीत हो तन भी उसमें सन्तोष 
करना ही मनुष्य का धर्म है, दुःखी होना नहीं । कार्य की सफलता और 
विफलता होती ही रहती है । यदि मनुष्य आपने कार्य के सफल न होने पर 
दुःखी होता रहे तो सदा दुःख की वृद्धि होती जायेगी और मन में निराशा 
उत्पन्न होगी, इसलिए सन्तोष का पालन करना अत्यन्त आवश्यक है। 


SESH T 
ईश्वर साक्षात्कार ६५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सन्तोष के साधन 


सन्तोष की सिद्धि करने के लिए साधनों का परिज्ञान अनिवार्य है । 


पहला साधन - ईश्वर के न्याय में विश्वास करना | मनुष्य इस बात 
को अच्छी प्रकार से समझ ले कि मैं जो कुछ अच्छे या नुरे कर्म करूँगा, 
उन कमों का फल ईश्वर की ओर से अवश्य मिलेगा, यदि किसी कर्म का 
फल इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में अवश्य मिलेगा | संसार में 
मनुष्य, पशु, कीर आदि भिन्न-भिन्न योनियों को देखकर यह निश्चय होता 
है कि ये योनियाँ जीवों के कर्मों के फल ही हैं, क्योंकि जितना सुख, 
स्वतन्त्रता और उन्नति के साधन मनुष्य शरीर में हैं उतने साधन, स्वतन्त्रता 
और सुख पशु-पक्षी आदि योनियों में नहीं हैं । इसलिए ईश्वर को न्यायकारी 
मानकर सन्तोष का पालन करना चाहिए । 

दूसरा साधन - दूसरा साधन है सांसारिक सुखों को क्षणिक मानना 
और उन सभी सुखों में दुःख को मिश्रित देखना । संसार के पाँच इन्द्रियों के 
भोगों में जो सुख प्रतीत होता है, वह क्षणिक है स्थायी नहीं । क्षणिक-सुख 
मनुष्य को सन्तुष्ट नहीं कर सकता, क्योकि मनुष्य यह चाहता है कि मेरा सुख 
लम्बे काल तक बना रहे नष्ट न हो, परन्तु यह उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती, 
अतः सांसारिक Gat को भोगता हुआ भी सदा दुःखी रहता है । जब समस्त 
सांसारिक Gat को दोष से युक्त देखता है तो उसकी भोगों की इच्छा समाप्त 
हो जाती है.। भोगों की इच्छा समाप्त होने से सन्तोष का पालन सरलता से 

होता है । 

तीसरा साधन - ईश्वर-प्राप्ति का निश्चय | जो मनुष्य यह जान लेता 
है कि सन्तोष के पालन करने से मुझे ईश्वर का साक्षात्कार होगा और उससे 
नित्यानन्द मिलेगा तो वह भोगों का त्याग कर देता है । एक बड़े सुख की 
प्राप्ति के लिए छोटे सुख को छोड़ने में कोई भी कठिनाई नहीं होती । इस 
प्रकार उपायों को जानकर प्रत्येक मनुष्य को सन्तोष का पालन करना 
चाहिए । बिना संतोष के शांति नहीं हो सकती | 


तीसरा नियम: तप॒. 
उत्तम कार्यों को करने में जो नाधाएँ उपस्थित होती हैं, उन बाधाओं 


६६ “सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


को प्रसन्‍नतापूर्वक सहते हुए उत्तम काया की "करना तप है | अथवा यूँ भी 
कह सकते हैं कि उत्तम कार्यों के करने में जो सुख-दुःख, मान-अपमान, 
हानि-लाभ, भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी आदि उपस्थित होते हैं, उन्हें प्रसन्नता 
पूर्वक सहन करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को सिद्ध करना तप है । जैसे 
कि सदा सत्य बोलना, विद्या पढ़ना, इन्द्रियों को अपने बश में रखना, 
परोपकार करना आदि | इनके करने में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उन्हें सहते 
हुए इन्हें न छोड़ना “तप॑ है । 


तप का फल 


तप करने से शरीर की शुद्धि होती है और शरीर अत्यन्त दूढ़ हो जाता 
है । जो लोग तप नहीं करते उन्हें यह शारीरिक लाभ प्राप्त नहीं होता । शरीर 
में मल की सतत उत्पत्ति होती रहती है । जन मनुष्य शरीर से तप करता है 
तो शरीर का मल बाहर निकल जाता है । जैसेकि व्यायाम करने से शरीर 
के मल शरीर से बाहर निकल जाते हैं । जो मनुष्य व्यायाम नहीं करते उनके 
शरीर का मल उतनी मात्रा में बाहर नहीं निकलता | इसी कारण उनका शरीर 
शीघ्र ही रोगी हो जाता है | जो मनुष्य शीत को सहने का अभ्यास नहीं करता, 
नह शीत देश में जाते ही रोगी हो जाता है और जो उष्णता के सहने का 
अभ्यास नहीं करता बह उष्ण देश में जाने से रोगी हो जाता है । जो मनुष्य 
भूख को सहने का अभ्यास नहीं करता, वह लम्बे काल तक भूख को सहन 
नहीं कर सकता, बह शीघ्र ही किसी की वस्तु को चुराकर खा लेता है, परन्तु 
जो मनुष्य भूख को सहन करने का अभ्यास कर 'लेता है बह भूखा रहने पर 
भी किसी वस्तु को चुराकर नहीं खाता । तप करनेवाले मनुष्य की आयु दीर्घ 
होती है और तप न करनेवाले की आयु अल्प होती है । तप का अभिप्राय 
यह नहीं है कि शरीर को गला देना या सुखा देना | जितना सहन करने से 
शरीर स्वस्थ रहे, रोगी न हो, उतना ही सहन करना “तपं है । उचित मात्रा 
में तप करने से मनुष्य का शरीर कठोर बन जाता है, जो बहुत बड़ी चोट को 
भी सहन कर सकता है, परन्तु तप न करनेवाले व्यक्ति का शरीर थोड़ी-सी 
चोट लगने पर शक्तिहीन हो जाता है । 


तप से इन्द्रियों, मन और आत्मा की शुद्धि 


__ mata मन और आता शुद्ध होते है अस्त से इन्द्रियो. मन और आत्मा शुद्ध होते हैं | मनुष्य का मन और 
ईश्वर साक्षात्कार o 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

इन्द्रियाँ सांसारिक विषयों की ओर आकृष्ट रहते हैं । तपस्वी मनुष्य मन और 
इन्द्रियों को विषयों की ओर से रोक कर उन्हें सन्मार्ग पर चलाता है, परन्तु 
तपस्यारहित व्यक्ति मन और इन्द्रियों को रोकने में असमर्थ रहता है । जैसे 
कि एक व्यक्ति रसना के वश में आकर अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन 
खा जाता है और रोगी हो जाता है, परन्तु जिस व्यक्ति ने इन्द्रियों को जीतने 
में परिश्रम किया है, बह जितनी शरीर को आवश्यकता होती है, उतना ही 
खाता है और स्वस्थ रहता है । जो मनुष्य मान-अपमान को बार-बार सहन 
करता रहता है, बह किसी के द्वारा अपमानित होने पर दुःख का अनुभव नहीं 
करता और मान-अपमान को न सहनेबाला व्यक्ति बहुत दुःखी होता है तथा 
निराश होकर उत्तम कार्यों को करना छोड़ देता है । तपस्वी व्यक्ति बार-बार 
कठिनाइयों को सहन करता है, अतः भयरहित रहता है और जो व्यक्ति 
कठिनाइयों को सहन नहीं करता, वह सदा भयभीत रहता है | वह सोचता 
है कि मुझ पर कोई कठिनाई न आ जाए । इस प्रकार तपस्या करने से 
सांसारिक कायों को भी सिद्ध किया जाता है और योग को भी । योगदर्शन 
के भाष्य में श्री व्यास जी ने तप के विषय में लिखा है कि 'नातपस्विनो योगः 
सिद्धयूति' (योग. २/१ सूत्र के भाष्य में) अतपस्वी व्यक्ति का योग सिद्ध नहीं 
होता । इसलिए जो तप शरीर को और मन को हानि न पहुँचाये उसको 
श्रद्धापूर्वक करना चाहिए । 


चोथा नियम ; स्वाध्याय 


मोक्षशास्त्रं का अध्ययन और अध्यापन तथा 'ओइम' आदि पवित्र 
करनेवाले नामों का अर्थसहित जप करना 'स्वाध्याय' कहलाता है । जिन 
शास्त्रों में मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष के साधन, मोक्ष का फल और मोक्ष के 
बाधकों का वर्णन ठीक प्रकार से किया हो उनका पठन-पाठन करना 
आवश्यक है और जो ग्रन्थ मोक्ष के स्वरूप को अशुद्ध रूप में बतलाते हों 
अथवा नतलाते ही न हों, उनका परित्याग कर देना चाहिए | ओइम्‌ अथवा 
जिन Fal में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की गई हो, उनका विधिपूर्वक 
आर्थ सहित जप करना चाहिए | केवल मन्त्र का पाठ करने से विशेष लाभ 
नहीं होता | जप करते समय तीन कार्यों को करना आवश्यक है, एक जप 
वाक्य या मन्त्र का पाठ करना, दूसरा जप वाक्य के अर्थ का विचार करना 


६८ सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


और तीसरा ईश्वर समर्पित रहना | इन तीन कार्यों को करते समय किसी अन्य 
विषय को मध्य में न उठाना 'जप' कहलाता है । इसलिए मोक्षशास्त्रों का 
पठन-पाठन करना और ओ३म्‌ तथा ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासंना 
का जिस मन्त्र में वर्णन हो, उसका अर्थ सहित जप करना स्वाध्याय' 
कहलाता है । प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए | 


स्वाध्याय के लाभ 


प्रथम लाभ- मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन करने से मोक्ष के 
वास्तविक स्वरूप का परिज्ञान होता है । बिना मोक्ष शास्त्र के अध्ययन किये 
मोक्ष के स्वरूप का ठीक प्रकार से परिज्ञान नहीं होता | संसार में सभी मनुष्य 
मोक्ष चाहते हैं, परन्तु मोक्ष के स्वरूप को ठीक प्रकार से नहीं जानते अतः 
लम्बे कालपर्यन्त परिश्रम करने पर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती । जैसे 
मोक्षशास्त्रों के पढ़े बिना मोक्ष का स्वरूप समझ में नहीं आता वैसे ही मोक्ष 
के साधन भी समझ में नहीं आते । मोक्ष शास्त्रों के पढ़े बिना यह भी ठीक 
समझ में नहीं आता कि मोक्षमार्ग में क्या-क्या बाधाएँ हैं और उन्हें दूर करने 
के उपाय क्या हैं । इन सब बातों के परिज्ञान के लिए मोक्ष शास्त्रों का 
अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए | 

दूसरा लाभ- स्वाध्याय करने से अर्थात्‌ Stat और मंत्रों का जप करने 
से चित्त की एकाग्रता होती है । जो मनुष्य विधिपूर्वक अर्थसहित ARA का 
अथवा अन्य मंत्रों का जप करता है तो वह अपने मन को वश में करने में 
सफल हो जाता है । मन के ऊपर अधिकार होने पर मन को अशुभ कर्मों से 
हटाने में और शुभकर्मो में लगाने का सामर्थ्य आ जाता है। 

“स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ।' (योगदर्शन २/४४) 

स्वाध्याय करने से मनुष्य का सम्बन्ध इष्टदेवता-ईश्वर से जुड़ जाता 
है । ईश्वर के साथ सम्बन्ध होने से जीव को वास्तविक ज्ञान और आनन्द 
की उपलब्धि तथा दोषों का निवारण होता है | इस प्रसंग में एक प्रश्न उठता 
है कि मोक्षशास्त्र कौन से है ! इसका उत्तर यह है कि चार वेद और जो 
वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रन्थ हैं वे मोक्षशास्त्र हैं । इनके अतिरिक्त जो ग्रन्थ' 
ईश्वर, जीव और प्रकृति के स्वरूप को ठीक प्रकार से बताते हैं, वे भी 


मोक्षशास्त्र हैं | 


ईश्वर साक्षात्कार ss 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
स्वाध्याय के साधन 


स्वाध्याय के साथनों में प्रथम साधन भाषा का ज्ञान है जो व्यक्ति 
मोक्षशास्त्रों की भाषा नहीं जानता वह मोक्षशास्त्रों का स्वाध्याय नहीं कर 
सकता | इसलिए स्वाध्याय की सिद्धि के लिए भाषा का ज्ञान अत्यन्त 
आवश्यक है । जो व्यक्ति वेदों को और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रन्थों को 
पढ़ना चाहता है उसे संस्कृत भाषा का अध्ययन अवश्य ही करना होगा 
अथवा संस्कृत भाषा का अनुवाद पढ़ने के लिए किसी दूसरी भाषा का ज्ञान 
प्राप्त करना पड़ेगा | 

दूसरा साधन- स्वाध्याय करने के लिए वेद के छह अंग और छह 
उपांग तथा ब्राह्मणग्रन्थों का अध्ययन करना आवश्यक है । बिना ऋषिकृत 
ग्रन्थों के पढ़े वेद को समझना कठिन है । छह अंग ये हैं- शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष | छह उपाङ्ग हैं- मीमांसा, वैशेषिक, 
न्याय, योग, सांरूय और वेदान्त दर्शन | 

तीसरा साधन- मोक्ष शास्त्र को पढ़ने-पढ़ाने वाला और योग के 
स्वरूप को जानने-जनाने वाला आचार्य है | जो आचार्य इन मोक्षशास्त्रों को 
पढ़ाने में समर्थ है और “ओउम्‌ आदि का जप कैसे किया जाए, इस विधि 
को सिखा सकता है, ऐसे विशेष गुरु की आवश्यकता पड़ती है । बिना सच्चे 
गुरु के जप की विधि समझ में नहीं आती । स्वाध्याय सिद्धि के लिए 
मोक्षशास्त्रों में लिखी बातों में से किसी एक बात का प्रयोग करके उसके 
परिणाम के प्रत्यक्ष होने से भी रुचि उत्पन्न होती है, अतः मोक्षशास्त्रों की 
किसी एक या दो पढ़ी हुई बातों का प्रत्यक्ष करके देखना आवश्यक है | 
किसी नात के प्रयोग से उत्तम परिणाम निकलने पर उस शास्त्र की शेष सूक्ष्म 
बातों पर भी विश्वास हो जाता है | 


पाँचवाँ नियम : ईश्वर प्रणिधान 


ईश्वर के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जानकर, उसकी अतिप्रेम से 
भक्ति करना अर्थात्‌ उपासना करना, ईश्वर के स्वरूप में मग्न होना और 
अपनी समस्त क्रियाएँ ईश्वर को परमगुरु मानकर उसके अर्पण कर देना तथा 
उन क्रियाओं का कोई भी लौकिक फल न चाहना 'ईश्वर प्रणिधान' है । एक 
छोरा बालक अपनी माता को जैसे सबसे अधिक प्रिय मानता है, वैसे ही 


७० ' सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ईश्वर को मानना और उसकी उपासना करना | मनुष्य जिन साधनों से अपने 


कार्यों को सिद्ध करता है वे मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं । एक शरीर, 
दूसरा वाणी और तीसरा मन । इस तीनों साधनों से मनुष्य दस-दस प्रकार 
के अच्छे व बुरे कर्म करता है । अच्छे कर्म- शरीर से दान, रक्षा, सेवा; बाणी 
से सत्य बोलना, हितकर बोलना, प्रिय बोलना, स्वाध्याय करना; मन से दया 
करना, लोभ न करना, श्रद्धा रखना । बुरे कर्म- शरीर से हिंसा, चोरी, निषिद्ध 
मैथुन; वाणी से असत्य बोलंना, कठोर बोलना, निंदा करना, असंबद्ध बोलना; 
मन से परद्रोह, परद्रव्य इच्छा, नास्तिकपन | इस प्रकार से दस प्रकार के अच्छे 
और दस प्रकार के बुरे कर्मों को व्यक्ति करता है । इन सभी अच्छे व बुरे 
कर्मो को ईश्वर के समर्पित करना ईश्वर प्रणिधान' है | कर्मों के समर्पण के 
साथ ईश्वर की उपासना भी ईश्वर प्रणिधान' के अन्तर्गत है । 

जैसे एक बालक अपनी माता या पिता के पास रहकर अपने 
पढ़ने-लिखने के सभी कार्यों को करता है और जन खेलता है तो खेल की 
सभी क्रियाओं को माता-पिता के सामने ही करता है तथा माता-पिता के प्रति 
बालक का प्रेम भी बना रहता है । इस अवस्था में वह बालक यह मानता 
है कि मैं जो कुछ कार्य कर रहा हूँ, बह सब माता व पिता के सामने कर 
रहा हूँ । इसी प्रकार जो व्यक्ति ईश्वर को अपनी माता और पिता मानकर 
सभी क्रियाओं को करता है और उन क्रियाओं का कोई भी लौकिक फल नहीं 
चाहता तो समझना चाहिए कि बह ईश्वर प्रणिधान को व्यावहारिक रूप दे 
रहा है । जब कोई मनुष्य मन से किसी बात का निर्णय करता है अथवा 
किसी विषय पर विचार करता है तो बह उस अपने विचार को ईश्वर के 
समक्ष रखता है और यह भी देखता है कि यह विचार ईश्वर की दृष्टि में 
अच्छा है या बुरा । यदि वह विचार ईश्वर की दृष्टि में बुरा सिद्ध होता है ` 
तो उस विचार को छोड़ देता है और अच्छा सिद्ध होने पर स्वीकार कर लेता 
है । इसी प्रकार वाणी की क्रियाओं को भी ईश्वरार्पण करता है और शारीरिक 
क्रियाओं को भी ईश्वर के सामने रखता है । दैनिक जीवन में यह व्यवहार 
सतत्‌ चलता रहता है । यदि इन समस्त क्रियाओं को करते हुए किसी 
लौकिक फल की इच्छा हो जाए तो ईश्वरप्रणिधान मे दोष आ जाता है । इस 
प्रकार सें साधक को ईश्वर प्रणिधान के विषय में विशेष परिज्ञान करना 
चाहिए | 


Di FOS OOA 


ईश्वर साक्षात्कार ७१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ईश्वर प्रणिधान का फल 


'समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ (यो.द. २/४५) ईश्वर प्रणिधान करने 
से समाधि की सिद्धि होती है । जो व्यक्ति ईश्वराज्ञानुसार ईश्वर प्रणिधान 
करता है. बह ईश्वर की दृष्टि में पात्र बन जाता है और पात्र बनने के कारण 
ईश्वर उस साधक को विशेष सहायता देता है, जिससे समाधि की प्राप्ति 
में सुविधा हो जाती है । समाधि प्राप्त होने पर योगाभ्यासी ज्ञान और आनन्द 
से परिपर्ण हो जाता है । इस अवस्था में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 
आदि दोष व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करते प्रत्युत वे धीरे-धीरे तनु-निर्बल होते 
जाते हैं और विशिष्ट योगाभ्यास करते-करते अशुभ संस्कार दग्धबीजभाव 
में पहुँच जाते हैं, अर्थात्‌ भुने हुए दाने की भाँति हो जाते हैं । 


“ईश्वर प्रणिधान के साधन 


प्रथम साधन- जब मनुष्य ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीन पदार्थों 
के गुण, कर्म और स्वभाव को अच्छी प्रकार से जान लेता है तो जीव और 
प्रकृति के गुण साधारण से दिखाई देने लगते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि 
जीव और प्रकृति ईश्वर की सहायता के बिना कुछ भी नहीं कर सकते | 
यद्यपि जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है । पुनरपि जब तक उसे ईश्वर शरीर, 
इन्द्रिय आदि साधन नहीं देता, तब तक वह ज्ञान, कर्म, उपासना नहीं कर 
सकता | इसी प्रकार से प्रकृति भी ईश्वर की सहायता के बिना सूर्य, चन्द्र 
आदि लोक और शरीर, इन्द्रिय, वनस्पति आदि पदार्थों के रूप में स्वयं नहीं 
बन सकती, अर्थात्‌ सत्व-रज-तम रूप प्रकृति स्वयं अपने अन्दर से संसार 
की रचना नहीं कर सकती | इसलिए विचारक व्यक्ति जीव और प्रकृति को 
स्वयं कार्य करने में असमर्थ देखकर इनके प्रति विशेष रुचि नहीं रखता अपितु 
वह ईश्वर के अनन्त ज्ञान, बल और आनन्द को देखकर उसके प्रति अतिप्रेम 
करने लगता है । 


दूसरा साधन- जब मनुष्य संसार के सभी उत्पन्न पदार्थों को अनित्य 
जानता है, तो उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है । वैराग्य का परिणाम 
यह होता है कि संसार के पदार्थों में अरुचि और ईश्वर में रुचि उत्पन्न हो 
जाती है | बिना वैराग्य के ईश्वर में अतिप्रेम नहीं होता । जो व्यक्ति ईश्वर 
में प्रेम बढ़ाना चाहता है, वह विशेष प्रयत्न से वैराग्य उत्पन्न करे । 


७२ सरल योग से 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


तीसरा सोधन orae सांसारिक “्सुस्मोंगंकोए ध्कश्णिक्राऔर उनमें 
दुःख को मिश्रित देखता है तो ईश्वर के प्रति अधिक श्रद्धा उत्पन्न होती 
है । क्योकि ईश्वर का सुख नित्य है और दुःखों से रहित है | 


योग के आठ set में तीसरा अङ्ग-आसन 


आसन की परिभाषा- जिस स्थिति में बिना हिले-डुले, सुखपूर्वक 
` प्राणायाम, ओइमादि का जप और समाधि लगा सके उसे 'आसन' कहते 
हैं । जो अनेक आसन किये जाते हैं जिनमें उछलने-कूदने, ऊपर-नीचे मुड़ने 
की अनेक प्रकार की क्रियाएँ होती हैं उन आसनों को व्यायाम ही समझना 
चाहिए, योग का अंग नहीं, क्योंकि उछलने-कूदने आदि सभी क्रियाओं का 
योगदर्शन में निषेध किया गया है । हिलने-डुलने और कूदने में ध्यान करना 
कठिन है । नवीन साधक इन क्रियाओं को करते हुए अपने मन को वश में 
नहीं कर सकता | इसलिए जिस स्थिति में बिना हिले-डुले सुखपूर्वक सीधे 
बैठकर ईश्वर का ध्यान किया जाए, समाधि लगाई जाए वह आसन 
कहलाता है । शेष आसन शरीर के व्यायाम हैं, उन्हें करने से शरीर स्वस्थ 
और बलवान्‌ होता है, अतः उनका करना भौ आवश्यक है । ध्यान करने के 
लिए जो आसन साधक के अनुकूल हो, उसका प्रयोग किया जाता है । जैसे 
` “कि स्वस्तिक आसन, सिद्धासन आदि | यदि एक आसन पर लम्बे काल तक 
बैठने में कठिनाई होती हो तो मध्य में आसन को परिवर्तित कर लेना चाहिए, 
क्योंकि दर्द होने पर ध्यान में बाधा पड़ती है । कुछ काल तक आसन को 
बदले हुए रखकर पुनः पूर्ववाला आसन लगा लेना चाहिए | इससे एक 
आसन पर बैठने का अभ्यास लम्बा हो जाता है । 


आसन सिद्धि के उपाय 


प्रथम उपाय- समस्त शारीरिक चेष्टाओं को बन्द करने से आसन की 
सिद्धि होती है । जब मनुष्य अपनी समस्त शारीरिक क्रियाओं को बन्द कर 
देता है तो सुखपूर्वक लम्बे कालपर्यन्त बिना हिले-डुले बैठ सकता है, 
क्योंकि आसन को स्थिर करने में शारीरिक चेष्टाएँ बाधक हैं । 

दूसरा उपाय- अनन्त ईश्वर का ध्यान करना है । अनन्त पदार्थ कभी 
'हिलता-डुलता नहीं है, क्योंकि इधर-उधर स्थान में वे ही वस्तुएँ आती जाती 


CS 


ईश्वर साक्षात्कार __ ७३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

हैं जो एक देशी होती हैं 1 ईश्वर सर्वदेशी है इसलिए कहाँ जाएगा ? ईश्वर 
अनन्त है । यह समस्त संसार ईश्वर के एक भाग में रहता है । जो व्यक्ति 
अनन्त पदार्थ का ध्यान करता है तो जैसे अनन्त पदार्थ हिलता-डुलता नहीं 
anh स्थिति अनन्त का ध्यान करनेवाले की भी हो जाती है । आसन की 
सिद्धि का यह अर्थ नहीं है कि तीन व छह घन्टे बैठना | यदि व्यक्ति एक 
घन्टा प्रातःकाल और एक घन्टा सायंकाल सुखपूर्वक बैठकर समाधि लगा 
लेता है तो ईश्वर साक्षात्कार में कोई बाधा नहीं पड़ती । नवीन योगाभ्यासी 
प्रारम्भ में ose बीस मिनट अथवा आधा घण्टा ही बैठकर ध्यान कर पाता 
है । पश्चात्‌ इस काल को बढ़ाया जा सकता है | 


आसन का लाभ 


जब व्यक्ति अभ्यास करते-करते आसन की सिद्धि कर लेता है तो 
शीतता, उष्णता एक सीमा तक साधक को पीड़ा नहीं देती । इसलिए लम्बे 
काल पर्यन्त एक आसन पर बैठकर योगाभ्यास किया जा सकता है । जब 
लम्बे काल तक एक आसन में बैठने का अभ्यास हो जाता है तो शारीरिक 
दर्द भी न्यून होता है अथवा लम्बे काल तक पीड़ा नहीं होती | आसन सिद्धि 
से यह भी लाभ होता है कि साधक चित्त की वृत्तियों को शीघ्र ही रोक लेता 
है। अस्थिर शरीर में वृत्तियों का रोकना अत्यन्त कठिन है । इस प्रकार आसन 
का स्वरूप समझकर उसका प्रयोग करना चाहिए | इससे योगाभ्यास में 
सफलता मिलती है | 


योग के आठ अङ्ग में चोथा अङ्ग-प्राणायाम 


प्राणायाम का स्वरूप और उसके करने की विधि प्रत्येक मनुष्य को 
अनुभवी गुरु से सीखनी चाहिए | बिना ज्ञान के प्राणायाम करने से हानि हो 
जाती है | 


प्राणायाम की परिभाषा- आसन के सिद्ध होने पर श्वास और प्रश्वास 
की गति को यथाशक्ति रोक देना 'प्राणायाम' कहलाता है । मनुष्य जिस वायु 
को बाहर से अन्दर लेता है उसे श्वास कहते हैं और जिस वायु को अन्दर 
से बाहर निकालता है उसे प्रश्वास कहते हैं श्वास और प्रश्वास की गति 
को यथाशक्ति रोक देना प्राणायाम है, अर्थात्‌ जितने काल तक सरलतापूर्वक 


७४ > सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्राण को भीतर थवी BTR PST "सके Se कील RAT चाहिए; 
अति बलपूर्वक नहीं रोकना चाहिए, इससे हानि होती है । 


प्राणायाम के साधन 


प्रथम साधन- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 
पाँच यमों का पालन करना आवश्यक है । इनके पालन करने से प्राणायाम 
में शीघ्र ही सफलता मिलती है । 


दूसरा साधन- शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान इन 
पाँच नियमों का भी यथाशक्ति पालन करना चाहिए | 

तीसरा साधन- पूर्व बतलाई गई आसन की विधि के अनुसार आसन 
करना चाहिए | आसन के दृढ़ अभ्यास से प्राणायाम करने में सुविधा हो 
जाती है । 

चौथा साधन- सात्विक भोजन प्राणायाम करने में अत्यन्त सहायक 
है । बुद्धिवर्द्धक, बलवर्द्धक, शात्तिदेनेबाला और अहिंसक उपायों से प्राप्त 
मद्य-मांस आदि बर्जित भोजन का सेवन करना चाहिए । जो भोजन बुद्धिनाशक 
है और जिसके खाने से शारीरिक, मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं और जिसकी 
प्राप्ति हिंसा से होती है, उसका परित्याग कर देना चाहिए । जहाँ तक हो 
सके शुद्ध स्थान और शुद्ध जलवायु के वातावरण में प्राणायाम करना 
चाहिए । इस प्रकार से प्राणायाम के स्वरूप को जानकर, उसके साधकों का 
ज्ञान और बाधकों का ज्ञान प्राप्त करके प्राणायाम करना चाहिए । 


योग दर्शन के अनुसार प्राणायाम चार प्रकार का है- 


(१) बाह्य प्राणायाम (२) आभ्यन्तर प्राणायाम (३) स्तम्भवृत्ति प्राणायाम 
(४) बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी प्राणायाम | 


बाह्य प्राणायाम की विधि 


प्रथम अच्छी प्रकार आसन लगा लेना चाहिए | तत्पश्चात्‌ मूलेन्द्रिय 
अर्थात्‌ गुदा को ऊपर संकुचित करना चाहिए | पुनः नासिका से प्राण को 
यथाशक्ति बाहर निकाल देना चाहिए । यदि प्रारम्भ में मूलेन्द्रिय संकोच न 
हो तो कोई हानि नहीं है । इस अवस्था में BARA शब्द का अथवा ' 
“प्राणायाम मन्त्रः का जप अर्थ सहित करना चाहिए | जन तक कुछ घबराहट 


Sse ee SES 


ईश्वर साक्षात्कार ७५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ni ign 


९ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न हो तब तक प्राण को बाहर रोकना चाहिए | घबराहट होते ही धीरे-धीरे 
अन्दर ले लेना चाहिए और मूलेन्द्रिय के संकोच को छोड़ देना चाहिए | जब 
प्राण आवश्यकता के अनुसार अन्दर आ जाए तो समझना चाहिए कि एक 
प्राणायाम हो गया । इसी प्रकार दूसरा और तीसरा प्राणायाम करे । प्रारम्भ 
में व्यक्ति को तीन प्रातःकाल और तीन सायंकाल-दोनों कालों में छः प्राणायाम 
करने चाहिएँ | इसके पश्चात्‌ भोजन, बल, ऋतु और अनुभव के साथ 
प्राणायाम की संख्या को बढ़ाया व घराया जा सकता है । यदि पौष्टिक 
भोजन हो तो प्राणायाम की संख्या को बढ़ाना चाहिए और शुष्क भोजन हो 
तो घराना चाहिए । यदि शारीरिक बल अधिक हो तो अधिक प्राणायाम 
करना चाहिए और न्यून बल हो तो न्यून करना चाहिए । यदि शीत ऋतु हो 
तो अधिक प्राणायाम करना चाहिए और उष्ण ऋतु हो तो न्यून प्राणायाम 
करना चाहिए | वर्षाकाल में मध्यम स्तर पर प्राणायाम करना चाहिए | 
अनुभव के साथ प्राणायाम करना चाहिए । यदि प्राणायाम करते-करते मुँह 
सूखता है अथवा सिर भारी हो जाता है तो प्राणायाम करना बन्द कर देना 
चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से अधिक प्राणायाम करने से हानि हो जाती 
है । प्राणायाम की संख्या भी निश्चित करनी चाहिए | इससे आवश्यकता 
से अधिक व न्यून प्राणायाम नहीं होता | शरीर के अस्वस्थ होने पर प्राणायाम 
नहीं करना चाहिए | भोजन खाकर प्राणायाम नहीं करना चाहिए | भोजन 
खाने के पश्चात्‌ जन भोजन पच जाए तब प्राणायाम करना चाहिए | जब 
शरीर में अधिक मात्रा में मल भरा हो तो प्राणायाम नहीं करना चाहिए परन्तु 
मल की मात्रा बहुत न हो तो प्राणायाम कर सकते हैं | प्राणायाम करने वाले 
व्यक्ति को बुद्धिनाशक द्रव्यो का सेबन कभी नहीं करना चाहिए | 


आभ्यन्तरं प्राणायाम की विधि 


जब बाह्य प्राणायाम का अभ्यास अच्छी प्रकार से हो जाए तब आभ्यन्तर 
प्राणायाम करना चाहिए | जब साधक बाह्य प्राणायाम करता हुआ, किसी 
प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं करता और प्राणायाम के साथ-साथ 
ओउमादि का जप भी बिना कठिनाई के करने लग जाता है तो समझना 
चाहिए कि बाह्य प्राणायाम का अच्छा अभ्यास हो गया है | 


प्रथम आसन को अच्छी प्रकार से लगा लेना चाहिए । इसके पश्चात्‌ 


१9६, सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एक बार प्राण को बाहर निकाल देना चाहिए । इसके पश्चात्‌ बाहर से 
नासिका के मध्यम से वायु को धीरे-धीरे अन्दर ले लेना चाहिए | मन में 
ओइमादि का जप और ईश्वर-समर्पण अवश्य ही करें । जो विचार योग में 
बाधा उपस्थित करते हैं, उनको मन में न उठाएँ | जब कुछ घबराहट की 
अनुभूति हो तो प्राण को बाहर निकाल देवें । यह एक प्राणायाम हो गया ऐसा 
समझना चाहिए | आभ्यन्तर प्राणायाम में मूलेन्द्रिय को संकुचित न करें । इसी 
प्रकार से दूसरा और तीसरा प्राणायाम करना चाहिए | 


स्तम्भवृत्ति प्राणायाम की विधि 


प्रथम अच्छी प्रकार से आसन लगा लेना चाहिए । इसके पश्चात्‌ जो 
श्वास और प्रश्वास की गति स्वाभाविक चलती है, उसे इस प्रकार से करना 
चाहिए कि यदि प्राण अन्दर जा रहा हो अथवा जा चुका हो तो उसको जहाँ 
का cet यथाशक्ति रोक देना चाहिए और विधिपूर्वक ओरमादि का जप 
करना चाहिए | जब कुछ घबराहट हो, तो प्राण को छोड़ देना चाहिए । इस 
प्रकार से जब प्राण बाहर जा रहा हो अथवा जा चुका हो तो उसे जहाँ का 
तहाँ रोक देना चाहिए | जब घबराहट हो, तो अन्दर ले लेना चाहिए । इसे 
भी तीन प्राणायाम से प्रारम्भ करके फिर धीरे-धीरे यथाशक्ति बढ़ाना 
चाहिए | 


बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी प्राणायाम की विधि 


प्रथम आसन को अच्छी प्रकार से लगाकर प्राण को बाहर निकाल देना 
चाहिए और बाहर ही रोक देना चाहिए | जब प्राण को अन्दर लेने की इच्छा 
हो जाए तो बाहर से प्राण को अन्दर न लेवें, किन्तु अन्दर जो प्राण बचा हुआ 
है, उसको बाहर निकाल देवें | इसी प्रकार से एक बार, दो बार या तीन बार 
यथाशक्ति करें । इसके पश्चात्‌ प्राण धीरे-धीरे अन्दर ले लेवें और अन्दर ही 
रोक देवें । जब प्राण को बाहर निकालने की इच्छा हो तो बाहर न निकालकर 
बाहर से कुछ प्राण और अन्दर लें लेवें | इसी प्रकार एक बार, दो बार या 
तीन बार यथाशक्ति करें | जब घबराहट हो तो धीरे-धीरे प्राण को बाहर 
निकाल दें । यह एक प्राणायाम हुआ | इसे भी तीन प्राणायाम से प्रारम्भ करें 
और धीरे-धीरे यथाशक्ति बढाएँ | 


ईश्वर साक्षात्कार ७७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राणायाम के लाभ 


प्रथम लाभ- प्राणायाम करने से शरीर की शुद्धि होती है । साधारण 
रूप से श्वास लेने से फेफड़ों के सब स्थानों में वायु का प्रवेश नहीं 
होता । प्राणायाम करने से वायु में वेग उत्पन्न होता है, इससे वायु फेफड़ों 
के उन भागों में भी प्रवेश कर जाती है, जहाँ पर सामान्य श्वास लेते समय 
प्रवेश नहीं करती । जैसे सामान्य अवस्था में गुफा आदि स्थानों में सामान्य 
वायु प्रवेश नहीं करती अथवा अल्प मात्रा में करती है परन्तु तूफान के आने 
पर गुफाओं में भी वायु प्रवेश कर जाती है और वहाँ की अशुद्ध वायु को 
बाहर निकाल देती है । कभी कभी अशुद्ध वायु पेट आदि में भी रुक जाती 
है और दुःख उत्पन्न करती है । विधिपूर्वक प्राणायाम करने से बह अशुद्ध 
वायु बाहर निकल जाती है और दुःख की निवृत्ति हो जाती है प्राणायाम 
न करनेवाले व्यक्ति का शरीर अच्छे प्रकार से शुद्ध नहीं होता | अशुद्ध वायु 
शरीर में रुक जाने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और उन रोगों के 
कारण मनुष्य को . विविध प्रकार के दुःख भोगने पड़ते हैं । अशुद्ध शरीर में 
बुद्धि का विकास रुक जाता है | 

दूसरा लाभ- 'ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ः (यो. द. २/५२) प्राणायाम के 
करने से ज्ञान को SHA, बाला आवरण नष्ट हो जाता है । प्राणायाम करने 
से मन और staat साधक के वश में आ जाती हैं । मन और इन्द्रियों के 
वश में आ जाने से योगाभ्यासी अशुभ संस्कारों को जानने, उनको रोकने और 
उन्हें बाहर निकालने में समर्थ हो जाता है । अशुभ संस्कार अविद्या को 
उत्पन्न करते हैं । अशुभ संस्कारों को हरा देने से अज्ञान उत्पन्न नही 
होता | अशुभ संस्कारों को हटा देने से शुभ संस्कार उभर आते हैं, वे शुभ 
संस्कार ज्ञान उत्पन्न करते हैं । मन और इन्द्रियों को वश में करनेवाला व्यक्ति 
पुराने शुद्ध संस्कारों को जगाने में तथा नवीन शुद्ध संस्कारों को बनाने में 
सफल हो जाता है । इसी कारण से अशुभ संस्कारों को हराने से और शुभ 
संस्कारों को जगाने से तथा अशुभ संस्कारों का नाश करने से और नवीन शुभ 
संस्कारों को उत्पन्न करने से, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि होती 
है । प्राणायाम करने से मन की एकाग्रता होती है । मन की एकाग्रता से ईश्वर 
उपासना में सफलता मिलती है । विधिपूर्वक उपासना करने से ईश्वर 
उपासक को पात्र समझकर उसे अपना ज्ञान प्रदान करता है । उस ईश्वरप्रदत्त 
2 सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

ज्ञान से अविद्या और कुसंस्कार समाप्त हो जाते हैं । इस प्रकार ज्ञान को 
ढ़कनेबाला आवरण अर्थात्‌ अविद्या और कुसंस्कार समाप्त हो जाते हैं । 

तीसरा लाभ- प्राणायाम के बल से एक सीमा तक कुछ काल के लिए. 
शीत को हराया जा सकता है । प्राणायाम करने से शरीर में उष्णता उत्पन्न 
होती है, इससे शीत की निवृत्ति होती है, परन्तु अति प्राणायाम के करने से 
शारीर में रोग उत्पन्न होता है और बुद्धि भी खराब हो जाती है । इसलिए 
अपनी शक्ति से अधिक प्राणायाम नहीं करना चाहिए । 

चौथा लाभ-प्राणायाम के आधार पर बिना हाथ-पैर की क्रिया किये 
लम्बे काल तक व्यक्ति जल पर लेटा रह सकता है । इससे यह भी लाभ 
होता है कि जब कभी मनुष्य किसी गहरे और लम्बे पानी में घिर जाए तो 
प्राणायाम करके जल के मध्य लेरकर विश्राम कर सकता है । तैरने से जो 
थकान आती है उसे उतार सकता है और पुनः तैरकर बाहर निकल सकता 
है। 

Graal लाभ- प्राणायाम करने से व्यक्ति के शरीर में इतना बल आ 
जाता है कि वह एक साथ दो कारों को रोक सकता है और अपनी छाती पर 
बहुत अधिक भार वाले पत्थर आदि को तुड़वाने में समर्थ हो जाता हैं। इस 
प्रकार प्राणायाम करने से आध्यात्मिक और शारीरिक अनेक लाभ होते हैं, 
परन्तु अति प्राणायाम करने और बिना विधि के प्राणायाम करने से हानि होती 
है । इसलिए अपनी शक्ति से अधिक और बिना विधि के जाने प्राणायाम 
नहीं करना चाहिए | 


योग के आठ अड्डों में पाँचवाँ अङ्ग - प्रत्याहार 


प्रत्याहार का अभिप्राय है कि पाँच ज्ञानेन्द्रियों का अपने-अपने विषयों 
से सम्बन्ध टूट जाने पर चित्त के अनुरूप हो जाना | जिस प्रकार मधु-मक्खियों 
में रानी मक्खी जहाँ-जहाँ जाती है, उसी के पीछे हजारों मक्खियाँ चलती हैं 
और जहाँ रानी मक्खी बैठती है वहीं पर सभी मक्खियाँ अपना-अपना कार्य 
प्रारम्भ कर देती हैं 1 इसी प्रकार से जहाँ जहाँ पर चित्त जाता है अथवा 
जीवात्मा जहाँ चित्त को लगाता है, वहीं पर सभी इन्द्रियाँ चित्त का अनुसरण 
करती हैं । इसी का नाम प्रत्याहार है । चित्त एक जड़ पदार्थ है क्योंकि यह 
जड़ प्रकृति से बना है । अल्पज्ञता के कारण मनुष्य इस जड़ चित्त को चेतन 
ईश्वर साक्षात्कार ७९ 


é 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मान लेता है । चेतन मानने के कारण मनुष्य का चित्त पर पूर्णाधिकार नहीं 

हो पाता । जब साधक योगाभ्यास से इस चित्त को जड़ समझ लेता है और 

परी शक्ति से यम नियमों का पालन करता है, तो चित्त पर अधिकार कर लेता 

है । चित्त पर अधिकार कर लेने से सभी इन्द्रियाँ चित्त: TST कने 
'लगती हैं । fee “Tt = \ 


प्रत्याहार का फल S EZITA J 


प्रत्याहार की सिद्धि होने पर सभी इन्द्रियाँ साधके E EAST 
में आ जाती हैं ध्यान करते समय जब किसी इन्द्रिय का बाहर के विषय 
के साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है, तो चित्त की एकाग्रता भंग हो जाती है । जैसे 
कि ध्यानकाल में श्रोत्रेन्द्रिय का शब्द के साथ सम्बन्ध होता है तो श्रोत्रेन्द्रिय 
चित्त को बाहर के विषय की ओर खींच लेती है, परन्तु प्रत्याहार की सिद्धि 
होने पर सभी इन्द्रियाँ चित्त के अनुसार चलती हैं । इस अवस्था में ध्यान करने 
वाले को कोई भी इन्द्रिय बाधित नहीं करती । इसलिए प्रत्याहार को सिद्ध 
करके समाधि तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए | 


प्रत्याहार के साधन. 


प्रथम साधन - प्रत्याहार को सिद्ध करने के लिए शान्त एकान्त 
वातावरण में मन ब इर्द्रियों को रोकने का अभ्यास करना चाहिए | जहाँ पर 
इन्द्रियो के विषय बार-बार great से सम्बद्ध होते हैं, वहां पर प्रत्याहार की 
सिद्धि में अधिक कठिनाई होती है । प्रारम्भ में साधक इन्द्रियों के साधारण 
आक्रमण को रोक सकता है, तीव्र आक्रमण को नहीं रोक सकता | जहाँ पर 
अति तीब्र ध्वनि होती है वहाँ पर प्रत्याहार की सिद्धि कठिन है । इसलिए 
` प्रारम्भ में वहीं पर रहकर अभ्यास करना उचित है जहाँ इन्द्रियों पर विषयों 
का आक्रमण न्यून है | विशेष अभ्यास के पश्चात्‌ तो इन्द्रियों के प्रबल विषयों 
की उपस्थिति में भी प्रत्याहार की स्थिति अच्छी बन सकती है । 


दूसरा साधन - जब मनुष्य इन्द्रियों के विषय भोगों में दोष देखता है 
तो उन की ओर आकृष्ट नहीं होता | जो व्यक्ति विषय भोगों में सुख समझता 
है ,वह प्रत्याहार की सिद्धि नहीं कर सकता | 


तीसरा साधन - जब साधक ईश्वर के प्रति अधिक प्रेम करता है तो 
इन्द्रिया स्वयं विषर्यो की ओर नहीं जातीं क्योंकि उस समय जीव की इन्द्रियां स्वयं विषयों की ओर नहीं जातीं,क्योंकि उस समय जीव की इच्छा 


SD EE St OL A a a A 11130: 


८० सरल योग से 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digiti i प्रति A a Samaj Foundation Chennai vc eGangotri 
व प्रयत्न ईश्वर के प्रति प्रम उत्पादन में लगे रहते हैं ।जीव की इच्छा और 


“प्रयत्न इन्द्रियों को विषयों की ओर चलाने में कारण है । जब कारण को हटा 
fear जाता है, तो कार्य भी हट जाता है । इस प्रकार प्रत्याहार की सिद्धि 
करनी चाहिए | 


इस प्रसंग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इन पाँच बाह्य 
अंगों का वर्णन किया है । इसके आगे योग के तीन अन्तरंगों का वर्णन किया 
जाएगा । 


योग के आठ set में छठा अङ्ग - धारणा 


चित्त को किसी एक स्थान पर रोक देना 'धारणा' है ।शरीर के एक भाग 
जैसे कि मस्तक, हृदय , नाभि आदि में जहाँ पर भी व्यक्ति की रुचि हो वहाँ 
पर रोकना चाहिए | जब एक स्थान पर मन को रोकने का अभ्यास हो जाता 
है तो वहाँ से हराकर दूसरे स्थान पर भी रोकने में सफलता मिलती है । जैसे 
कि कोई अपने मन को मस्तक में रोकने का अभ्यास कर लेता है तो वह चित्त 
को मस्तक से हटाकर नाभि में भी रोकने की क्षमता प्राप्त कर लेता है । 
इसलिए प्रारम्भ में तो जहाँ पर भी रुचि हो, वहीं पर धारणा का अभ्यास 
करना चाहिए | 


धारणा का फल 


प्रथम लाभ- धारणा की सिद्धि होने पर साधक अपने शुभ और अशुभ 
विचारों को जानने और उनमें से शुभ विचारों को पकड़े रखने तथा अशुभ 
विचारों को छोड़ने में समर्थ हो जाता है । जब योगाभ्यासी अपने मन को 
एक स्थान पर रोक लेता है तो वह अपने मन के साथ सम्बद्ध अच्छे - नुरे 
दोनों प्रकार के विचारों को जान पाता है । क्योंकि मन के साथ दोनों प्रकार 
के विचारों का सम्बन्ध है । जब चित्त स्थिर नहीं होता तो अच्छे और बुरे 
विचारों का परिज्ञान नहीं हो पाता । अस्थिर चित्त में जो विचार अच्छे प्रतीत 
होते हैं वे ही विचार स्थिर चित्त में बुरे प्रतीत हो सकते हैं ।इसी प्रकार स्थिर 
चित्त में जो विचार अच्छे प्रतीत होते हैं, वे ही अस्थिर चित्त में बुरे प्रतीत हो 
सकते हैं । यह विचारों की वास्तविकता धारणा से जानी जाती है । अस्थिर 
चित्त में अशुभ विचारों को हराकर शुभ विचारों की स्थापना नहीं हो 


पाती । किन्तु स्थिर चित्त में अशुभ विचारों को हटाकर शुभ विचारों की 
ईश्वर साक्षात्कार ८१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्थापना. की जा सकती है । एक स्थान पर मन को रोकने का अभ्यास होने 
पर व्यक्ति बुरे विचारों से युद्ध करने में सफल हो जाता है, परन्तु जब तक 
धारणा की सिद्धि नहीं होती तब तक बुरे विचारों: से युद्ध नहीं हो पाता । 
जैसे कि रस्सा खींचने में जब व्यक्ति अपने पैरों को एक स्थान पर जमा लेता 
है तो दूसरा विरुद्ध दिशा में रस्सा खींचने वाला व्यक्ति उसको उस स्थान 
से खींचकर नहीं ले जा सकता, परन्तु जब उस व्यक्ति के पैर एक स्थान पर 
नहीं जमते तो दूसरा व्यक्ति उसको खींचकर ले जाता है और रस्सा सिंचाई 
में वह विफल हो जाता है । इसी प्रकार से जो साधक अपना एक स्थान बना 
लेता है और वहीं पर अपने चित्त को ठहरा लेता है वही अपनी इच्छा के 
अनुसार उत्तम कार्यों को कर सकता है अन्य नहीं | 

मन के चंचल रहते हुए हानिकारक विचारों को रोकना सम्भव नहीं 
है । जब तक योग के विरोधी विचार नहीं रूकते तब तक योग की सिद्धि 
नहीं हो सकती । योगाभ्यासी व्यक्ति को सदा अन्तरमुख अर्थात्‌ बाहर की 
ओर से वृत्तियों को रोककर अन्दर शरीर में एक केन्द्र बनाकर वहीं पर स्थिर 
रहना चाहिए | इसके बिना ध्यान और समाधि की प्राप्ति कठिन है । 

दूसरा लाभ- जब साधक धारणा की सिद्धि कर लेता है तो फिर उसे 
ध्यान की सिद्धि हो जाती है जब व्यक्ति अपने मन को अनेक विषयों से 
हटा लेता है और एक स्थान पर स्थिर कर लेता है तो जिस साध्य को वह 
प्राप्त करना चाहता है, उसकी गवेषणा में सफल हो जाता है । इसलिए 
प्रत्येक साधक को धारणा की सिद्धि अवश्य करनी चाहिए | 


योग के आठ stat में सातवाँ अङ्ग - ध्यान 


जहाँ पर धारणा की जाती है, वहीं पर ईश्वर आदि साध्य से सम्बद्ध 
ज्ञान की एकतानता अर्थात्‌ एकपना-तारतम्य बना रहना 'ध्यान' है । ध्यान के 
विषय में योगाभ्यासी अच्छी प्रकार से जान ले कि वास्तविक ध्यान क्या 
है । जिस वस्तु को मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, उसके विषय में शब्द प्रमाण 
अथवा अनुमान के द्वारा अच्छी प्रकार से जानना चाहिए | शब्द प्रमाण द्वारा 
जैसे कि ईश्वर का ध्यान करना है तो वेद और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रन्थों 
में ईश्वर का जैसा स्वरूप बतलाया गया है, वैसा ही समझना चाहिए । 
वेदों में और ऋषिकृत ग्रन्थों में ईश्वर को सच्चिदानन्द, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, 


SE 0 BRR Po ok Me 
` 
ER सरल योग से 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सर्वशक्तिमान, न्यायकारी,सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाला 
इत्यादि लक्षणोंबाला बतलाया है ।इसी प्रकार के ईश्वर को मन A रखकर 
उसे den ध्यान है । इससे भिन्न प्रकार का समझकर Goal ध्यान नहीं 
है । 


अथवा अनुमान प्रमाण से ईश्वर को जानकर उसका ध्यान करना 
उचित है । जैसे कि इस विशाल सृष्टि में सर्वत्र बुद्धि पूर्वक क्रिया देखी 
जाती है । इससे सिद्ध होता है कि कोई सर्वज्ञ, सर्वव्यापक इन क्रियाओं को 
उचित रूप से करने वाला है । बही ईश्वर है । उसी की गवेषणा ध्यान में 
करनी चाहिए | जब तक व्यक्ति शब्द प्रमाण या अनुमान प्रमाण से वस्तु के 
स्वरूप को ठीक प्रकार से नहीं जानता तब तक ध्यान की सिद्धि नंहीं कर 
सकता ।जैसे कि एक विद्यार्थी अपने आचार्य से विद्यालय में हिमालय पर्वत 
के विषय में अध्ययन करता है कि हिमालय पर्वत इतना लम्बा इतना चौड़ा 
और अमुक स्थान पर है । बह विद्यार्थी हिमालय पर्वत का साक्षात्कार करना 
चाहता है । इस इच्छा को पूरा करने के लिए अपने गुरुजी के पढ़ाये पाठ 
के अनुसार हिमालय पर्वत को अपनी बुद्धि में. रखकर, उसकी गवेषणा करता 
है और अन्य विचारों को तथा कार्यों को बन्द कर देता है, तो यह हिमालय 
पर्वत का ध्यान कहलाता है | यदि हिमालय पर्वत के विषय में अध्यापक 
का ज्ञान ठीक न हो और वह एक छोटी सी पहाड़ी को ही हिमालय पर्वत 
जानता हो और किसी विद्यार्थी को वैसे ही अशुद्ध पाठ पढ़ा दे कि यह छोरी 
सी पहाड़ी हिमालय पर्वत है और बह विद्यार्थी उस अशुद्ध पाठ के अनुसार 
हिमालय पर्वत को ढूँढे तो उसे हिमालय पर्वत क्श ध्यान नहीं कहा जा 
सकता और उस प्रयास से हिमालय पर्वत की प्राप्ति भी नहीं हो सकती | 
इसी प्रकार से जो व्यक्ति ईश्वर का ध्यान यह मानकर करता है कि ईश्वर 
शरीर धारी है, एक स्थान पर रहता है आदि आदि, तो यह ईश्वर का ध्यान 
नहीं कहलाएगा और इस प्रकार के ध्यान से ईश्वर की प्राप्ति भी संभव नहीं 
है, क्योंकि ईश्वर संपूर्ण सृष्टि के बाहर और भीतर विद्यमान है । ईश्वर जैसा 
है उसे उसी प्रकार का समझकर ढूँढ़ना ध्यान कहलाता है । चुपचाप बैठने 
का नाम भी ध्यान नहीं है, क्योंकि योग दर्शन के अनुसार जिस वस्तु को प्राप्त 
करना हो उस वस्तु की प्राप्ति के लिए ज्ञान की एकतानता-तारतम्यता बनी 
रहना ध्यान है । चुपचाप बैठने मात्र से ज्ञान की एकतानता नहीं बनी रह 


TC 


“ईश्वर साक्षात्कार ८२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सकती । ध्यान का उदाहरण - किसी व्यक्ति के हाथ से एक सोने का 
आभूषण गहरे पानी में गिर गया । उस आभूषण का नाम हार है । उसका 
मूल्य एक लाख रुपया है । जिसके हाथ से हार पानी में गिरा है, वह व्यक्ति 
गोता लगाना नहीं जानता, अतः उस हार को निकालने में असमर्थ है । वह 
किसी गोता लगाने वाले से कहता है कि आप गोता लगाना जानते हैं, मेरा 
सोने का हार पानी में गिर गया है, अतः आप उसको निकाल दीजिए । गोता 
'लगानेवाले ने उस व्यक्ति के हार को कभी भी नहीं देखा | वह केवल शब्द 
प्रमाण के आधार पर ही उसकी बात को मानकर हार की गवेषणा करता 
है । हार की गवेषणा करते समय उसके ज्ञान में जैसा शब्द के माध्यम से 
हार का स्वरूप बतलाया है, वैसा ही है, अन्यथा नहीं | हार का स्वरूप, 
नाम तथा मूल्य, इन सब बातों को जाकर जब गोता लगानेवाला व्यक्ति हार 
को गहरे पानी में दूँढ़ता है और उस काल में अन्य किसी भी विषय को मन 
में नहीं रखता तो इसे हार का ध्यान कहा जाएगा | इसी प्रकार से ईश्वर के 
विषय में भी समझना चाहिए । ईश्वर का नाम और उसके गुणों को शब्द 
प्रमाण अथवा अनुमान प्रमाण से अच्छी तरह से जानकर उसकी खोज करना 
और उस काल में किसी अन्य विषय को मन में न रखना ईश्वर का ध्यान 
कहलाता है | ध्यान करनेवाला अपने (आत्मा के) विषय में अच्छी प्रकार 
से जाने, जिसकी गवेषणा करनी है उस ईश्वर के विषय में भी अच्छी प्रकार 
से जाने ब जिसके माध्यम से ध्यान किया जाता है उस साधन मन को भी 
ठीक प्रकार से जान लेवे | 


मुण्डकोपनिषद्‌ मे ध्यान की विधि 


मुण्डकोपनिषद्‌ में ध्यान के विषय में बतलाया है कि प्रणव='ओरम्‌ 
शब्द' धनुष है । जीवात्मा तीर है, ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर उस तीर का अर्थात्‌ 
आत्मा का लक्ष्य है । प्रमाद, आलस्य, अज्ञान रहित होकर आत्मारूपी तीर 
को ब्रह्मरूपी लक्ष्य में लगाना चाहिए | जैसे तीर अपने लक्ष्य में लग जाता 
है वैसे ही आत्मा को ब्रह्मरूपी लक्ष्य में लग जाना चाहिए अर्थात्‌ ब्रह्म में 
'लीन=मग्न हो जाना चाहिए | 


ध्यान करने में एक तो जिस शब्द के द्वारा ध्यान किया जाता है, उस 
शब्द का उच्चारण अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए । बिना शब्द का 


८४ सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


उच्चारण जाने ध्यान नहीं हो सैकता | Se TS शब्द थी ST या मन्त्र 
द्वारा ध्यान किया जाता है अर्थात्‌ बार-बार जप किया जाता है उसका अर्थ 
कण्ठस्थ कर लेना चाहिए | ध्यानकाल में शब्दोच्चारण के साथ-साथ अर्थ 
का विचार करना भी आवश्यक है अन्यथा ध्यान में दोष आ जाता है | 
तीसरा-ईश्वरप्रणिधान बनाये रखना चाहिए । इस प्रकार शब्दोच्चारण , 
शब्द के अर्थ का विचार तथा ईश्वरसमर्पण ये तीन कार्य ध्यान में करने 
चाहिएँ । यदि इन तीनों में से कोई एक कार्य नहीं होता तो समझना चाहिए 
कि ध्यान में दोष आ गया | नवीन साधक प्रारम्भ में इन तीनों कार्यों को एक 
साथ नहीं कर पाता, परन्तु अभ्यास करते-करते कालान्तर में तीनों को एक 
साथ करने में बाधा नहीं होती । इस प्रसंग में ईश्वर-समर्पण को बात इस 
प्रकार से समझनी चाहिए कि जैसे एक बालक अपने माता-पिता या आचार्य 
के समक्ष बैठकर उनकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करता है, और स्वयं 
को उनके समर्पित कर देता है, वैसे ही साधक भी ईश्वर की स्तुति,प्रार्थना 
और उपासना करता हुआ शब्दप्रमाण और अनुमानप्रमाण के आधार पर ईश्वर 
के समर्पित हो जाता है | 

प्रारंभ में शब्द का उच्चारण, अर्थ का विचार और ईश्वर-समर्पण एक 
साथ करने में कठिनाई होती है, अतःप्रथम शब्द का उच्चारण करना चाहिए, पुनः 
रुककर शब्द के आर्थ का विचार करना चाहिए 1 ईश्वर-समर्पण दोनों 
स्थितियों में अर्थात्‌ शब्द का उच्चारण करते समय और अर्थ-विचार करते 
समय बना रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए । इसी प्रकार से पुनः पुनः करना 
चाहिए । जैसे कि प्रथम एक साधक ने बोला 'ओरम',इस ओम्‌ के बोलने 
के पश्चात्‌ ओम्‌ शब्द का जो अर्थ है उसका विचार किया कि 'हे ईश्वर ! 
आप सर्वरक्षक हैं)! इसी प्रकार से दूसरी बार, तीसरी बार..... करना 
चाहिए | जब ओम्‌ शब्द के एक अर्थ का विचार अच्छी प्रकार से होने लग 
जाए तो पुनः दूसरा अर्थ ले लेना चाहिए । जैसे “सर्वरक्षक' अर्थ का अच्छी 
प्रकार विचार होने लगने के बाद 'आनन्द-स्वरूप' अर्थ का विचार करने 
लगे,'आनन्द-स्वरूप' का भी अच्छी प्रकार विचार होने लग जाने के बाद 
“न्यायकारी' अर्थ का विचार करने लगे, इसी प्रकार अन्य दूसरे-दूसरे अर्थ भी 
लिए जा सकते हैं । जब ओम्‌ शब्द के जप का अभ्यास परिपक्न को जाए 
तो पुनः 'ओइम्‌ सच्चिदानन्द' इतने वाक्य का भी जप किया जा सकता है । 
£ “१३३०, seh MRE ESE SE ER 


ईश्वर साक्षात्कार ८५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ध्यान में बोले जाने वाले जप के शब्द, वाक्य और मन्त्र को मन में 


बोलकर ध्यान किया जा सकता है, हल्की ध्वनि से बोलकर भी ध्यान किया 
जा सकता है, और ऊचे स्वर से बोलकर भी ध्यान किया जा सकता है | 
जप की इन सब रीतियों में ध्यान की परिभाषा के अनुसार अपनी स्थिति को 
बनाये रखना चाहिए | जिस योगाभ्यासी को जो रीति अनुकूल हो, वह उससे 
ध्यान कर सकता है । 


ध्यान की प्रक्रिया में स्थूल रूप से तीन रीतियाँ 


स्थूल रूप से तीन रीतियों से साधक जप कर सकता है । 

प्रथम रीति - यह है कि जप-वाक्य का उच्चारण करना पुनःरुक जाना 
और फिर उस जप-वाक्य के अर्थ का विचार करना ।इसी प्रकार से बार-बार 
करना, जैसा कि पूर्व लिखा है । 

दूसरी रीति - शब्द को या वाक्य को लम्बे रूप से बोलना और उस 
वाक्य का जो अर्थ है, उस अर्थ का विचार उच्चारण के साथ-साथ 
करना | जैसे कि ओम्‌ को लम्बा करके बोलना और उस लम्बे काल में ओम्‌ 
शब्द का जो अर्थ है, 'सर्वरक्षक' उसका विचार साथ-साथ करना । इसी 
प्रकार से दूसरी बार और तीसरी बार भी करना । इस रीति से करने में लम्बे 
उच्चारण के साथ-साथ अर्थ का विचार करने के लिए अवकाश मिलता 
है। यदि शीघ्र उच्चारण किया जाए तो नवीन साधक उच्चारण के साथ-साथ 
अर्थ का विचार नहीं कर पाता । जब अर्थ का विचार नहीं होता तो जप में 
दोष आ जाता है । 

तीसरी रीति - यह है कि शब्दोच्चारण मध्यगति से करना और उसके 
अर्थ का विचार साथ-साथ करना, अर्थात्‌ तीसरी रीति में दूसरी रीति की 
अपेक्षा शान्दोच्चारण की गति अधिक होगी, यही दोनों रीतियों में अन्तर 
है । पर अर्थ का विचार दोनों में साथ-साथ ही होगा । तीसरी रीति से वे 
ही व्यक्ति ध्यान करने में सफल हो पाते हैं जिनकी साधना बहुत ऊँची 
है | जो व्यक्ति योगाभ्यास करते-करते निपुण हो गये हैं, वे ही इस रीति से 
ध्यान करने में सफल हो सकते हैं, अन्य नहीं । 


वि SSM mae 
EE सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ध्यान का फल 
ध्यान करते-करते जब व्यक्ति ऊँची अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो 
उसका फल समाधि होता है । ध्यान से समाधि की प्राप्ति होती है, जिसमें 
वस्तु का साक्षात्कार होता है । ध्यान से मन पर वश्यता हो जाती है और मन 
की वश्यता होने से लौकिक राग-द्वेष व्यक्ति को दुःख नहीं दे सकते | 
विचारों के कारण मनुष्य के मन में बार-बार दुःख उत्पन्न होता है और उस 
दुःख से दिनभर पीड़ित रहता है, परन्तु ध्यान का अभ्यास बढ़ाते-बढ़ाते 
साधक ऊँची स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो दुःख के उत्पादक विचारों को 
रोकने में सफल हो जाता है । ध्यान के बल पर व्यक्ति सूक्ष्म विषयों में चित्त 
को लगाकर उनके स्वरूप को शीघ्र ही जान लेता है । ध्यान के अभ्यास से 
विद्यार्थी अपने पढ़े हुए पाठ को शीघ्र ही स्मरण कर लेता है और गुरुजी से 
पाठ पढ़ते हुए भी अपने मन को अन्य विषयों की ओर नहीं जाने देता । जब 
विद्यार्थी का मन अधिकार में नहीं होता तो आचार्य के द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ 
समझ में नहीं आता और बही पाठ मन के बश में होने पर समझ में आ जाता 
है । व्यावहारिक जीवन में विविध प्रकार के रूपादि विषयों को देखकर 
मनुष्य उनकी ओर आकृष्ट होता है और विषयों में आसक्त होकर अत्यन्त 
अपवित्र कर्मों को करता है, जिसका परिणाम अपने और अन्यों के लिए बहुत 
भयंकर होता है । जो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास कर लेता है वह विषयासक्त 
नहीं होता | इसी कारण वह पाप कर्मों को नहीं करता ।. ध्यान करने से मनुष्य 
में यह शक्ति भी आ जाती है कि तत्काल एक विषय से मन को हटाकर अन्य 
विषय . विशेष में लगा लेता है । ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने विचारों 
को वश में करके शीघ्र ही निद्रा लेने में सफल होता है । जन कभी किसी 
विषय पर विशेष विचार करने से नींद नहीं आती तो उन विचारों को बन्द 
'कर देता है और निद्रा की प्राप्ति कर लेता है ।जब कोई लौकिक हानि हो 
जाती है तो सामान्य व्यक्ति उससे बहुत प्रभावित होता है और दुःख की 
अनुभूति करता है, परन्तु ध्यान का अभ्यासी व्यक्ति बड़ी-बड़ी हानि होने पर 
भी उस ओर से अपने मन को हटा लेता है और दुःख से बच जाता है । इस 
प्रकार से घ्यान की सिद्धि से आध्यात्मिक और लौकिक दोनों प्रकार के लाभ 
होते हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति नियम पूर्वक ध्यान करके अपने मानब जीवन 


को सफल बनाए | 


ee 


ईश्वर साक्षात्कार eS 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ध्यान के साधन 


ध्यान की सिद्धि के लिए योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार व धारणा इन अंगों का पालन करना पड़ता है ।इनका पालन किये 
बिना ध्यान की सिद्धि नहीं होती, इसलिए इन छह अंगों का पालन करना 
चाहिए | 


योग के आठ sat में आठवाँ अङ्ग - समाधि 


ध्यान करते-करते जब अभ्यासी ध्यान की ऊँची अवस्था में पहुँच 
जाता है तो बह ध्यान ही अपने स्वरूप से शून्य होकर अर्थमात्र को प्रकाशित 
करता है, अर्थात्‌ पदार्थ के स्वरूप को दिखाता है, इसका ही नाम “समाधि 
है । ध्यानकाल में साधक वस्तु की गवेषणा में लगा रहता है और गवेषणा 
करते-करते जब वह वस्तु सामने आती है तो गवेषणा में लगा हुआ योगाभ्यासी 
उस वस्तु को देखने में लग जाता है, अर्थात्‌ वस्तु का साक्षात्कार प्रधान हो 
जाता है और ध्यान की स्थिति बन्द हो जाती है । इस समाधि के लक्षण से 
यह नहीं समझना चाहिए कि समाधि अवस्था में योगाभ्यासी ज्ञान से शून्य 
हो जाता है | समाधि अवस्था में जितना ज्ञान साधक को प्राप्त होता है, उतना 
अन्य किसी भी अवस्था में नहीं होता । जब योगाभ्यासी को समाधि अवस्था 
में वस्तु का साक्षात्कार होता है तो उस वस्तु की प्रधानता हो जाती है और 
अपनी गौणता हो जाती है । यदि समाधि काल में साधक ज्ञान से शून्य हो 
जाए तो वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता | समाधि अवस्था में वस्तु की 
प्रधानता और ध्यान की गौणता होती है ऐसा जानना चाहिए । 


समाधि के मुख्य दो भेद 


समाधिः योग के मुख्य रूप से दो भेद हैं-एक सम्प्रज्ञात और दूसरा : 
असम्प्रज्ञात | इन दोनों के विषय में पूर्व लिखा जा चुका है | सम्प्रज्ञात समाधि 
असम्प्रज्ञात का साधन है | 


समाधि प्राप्त योगी की अनुभूतियों 


प्रत्येक योग जिज्ञासु यह जानना चाहता है कि समाधि अवस्था में 
योगी किस प्रकार का अनुभव करता है । दूसरी बात यह भी मन में आती 


८८ सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
है कि क्या वास्तव में समाधि में प्राप्त सम्पत्ति सत्य ही है अथवा केवल कहने 


की बातें हैं । इस प्रकार से जो जिज्ञासा उभरती है अथवा भ्रान्ति उत्पन्न होती 
है उस का समाधान करने के लिए समाधि अवस्था में योगी को जो अनुभव 
होता है, उसे सबके लिए उपस्थित किया जाता है | 

प्रथम अनुभूति - समाधि को प्राप्त करके जब व्यक्ति उसकी परिपक्न 
अवस्था में पहुँचता है तो उसकी बुद्धि का बहुत विकास होता है । उस बुद्धि 
के विकास को प्राप्त करके योगी स्वयं को क्लेशों से मुक्त देखता है और 
सांसारिक लोगों को क्लेशों से परिपूर्ण देखता है । बुद्धि के स्तर पर योगी, 
लौकिक मनुष्यों को बैसे ही देखता है जैसे पर्वत के शिखर पर रहने वाला 
व्यक्ति भूमि पर रहनेवालों को देखता है । वह यह अनुभव करता है कि मैं 
एक कारागार-बन्धन से छूटकर स्वतंत्रता के क्षेत्र में पहुँच गया हूँ । 

दूसरी अनुभूति - समाधि प्राप्त योगी यह अनुभव करता है कि संसार 
में जो छोड़ने योग्य वस्तु है, उसे मैंने पूर्णरूप से जान लिया है । संसार में 
छोड़ने योग्य दुःख है । लौकिक व्यक्ति दुःख के स्वरूप को ठीक प्रकार से 
नहीं जानता, परन्तु योगी में यह सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है कि वह दुःख 
के स्वरूप को ठीक प्रकार से जान सके । संसार में जो प्रत्यक्षरूप से दुःख 
प्रतीत होता है, उसको तो साधारण मनुष्य भी जानता है । जैसे कि किसी 
के सिर में चोट लग गई और उसका सिर फूट गया । सिर फूटने से दुःख 
होता है, उसको सभी जानते हैं,ऐसे दुःख को जानने के लिए विशेष प्रयास 
करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इर्द्रियों के विषय भोगों में जो सुख के 
साथ दुःख मिश्रित रहता है उसे सांसारिक लोग नहीं जानते, योगी ही उस 
सुख मिश्रित दुःख को समाधि से प्राप्त ज्ञान के द्वारा जानता है । संसार में 
जो भी सुख है, उस सुख में दुःख मिश्रित है । जिस सुख में दुःख मिश्रित 
न हो ऐसा सुख संसार में नहीं मिलेगा । सांसारिक व्यक्ति उस दुःख मिश्रित 
सुख को अज्ञानता से दुःख रहित समझता हैः और योगी उस दुःख मिश्रित 
सुख को दुःख रूप समझता है । दुःख मिश्रित सुख को योगी दुःख मानकर 
छोड़ देता है। 

तीसरी अनुभूति - जो दुःख को उत्पन्न करनेवाले कारण हैं उनके 
विषय में योगी यह अनुभव करता है कि दुख के कारणों को मैंने इतना निर्बल 
बना दिया है कि वे अब दुःख उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। जैसे कि गेहूँ के दाने 


ईश्वर साक्षात्कार ८९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
को अग्नि में भून दिया जाए तो वह उत्तम खाद-पानी डालने पर भी अंकुरित 
नहीं होता चैसे ही दुःख के कारणों को समाधि से प्राप्त ज्ञान से असमर्थ बना 
दिया जाता है तो विषय के सामने उपस्थित होने पर भी वे दुःख उत्पन्न नहीं 
कर सकते | 

चौथी अनुभूति - में योगी यह समझता है कि असम्प्रज्ञात समाधि के 
द्वारा मोक्ष का साक्षात्कार अथवा ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है । अब 
कोई प्राप्त करने योग्य पदार्थ शेष नहीं है कि जिसकी प्राप्ति के लिए प्रयास 
किया जाए | इस अवस्था में मुख्य साध्य, जो जीवन का चरम लक्ष्य है, 
वह पूर्ण हो जाता है । ईश्वरसाक्षात्कार के बिना मानव का चरम लक्ष्य पूर्ण 
नहीं होता | इसलिए ईश्वर प्राप्ति के पश्चात्‌ यह अवस्था आती है । 

पाँचवीं अनुभूति - बुद्धि के दो मुख्य कार्य हैं । एक सांसारिक सुख 
को प्राप्त करवाना दूसरा मोक्ष को प्राप्त करवाना | जन मनुष्य कुछ विद्या 
की प्राप्ति कर लेता है और शरीर से भी कार्य करने में समर्थ हो जाता है, 
तो वह सांसारिक सुख और सुख के साधनों को उपार्जित करने में पूर्ण प्रयास 
करता है । कभी ऐसी स्थिति होती है कि सुख, और सुख के साधन कुछ 
सन्तोषजनक मिलते हैं और कभी सुख और सुख के साधनों की बहुत न्यूनता 
रहती है । इन दोनों ही अवस्थाओं में सूक्ष्म दृष्टि से देखनेवाला व्यक्ति 
सांसारिक सुख को क्षणिक और उसमें विविध प्रकार का दुःख मिश्रित 
देखकर स्थाई और दुःखरहित सुख की गवेषणा करता है | इस गवेषणा का 
परिणाम विवेक, वैराग्य की प्राप्ति होती है । विवेक, वैराग्य और अभ्यास 
को उत्पन्न करता हुआ व्यक्ति योग की ऊँची अवस्था तक पहुँचता है । इसके 
पश्चात्‌ योगी अनुभव करता है कि बुद्धि के जो दो मुख्य कार्य सांसारिक 
सुख और मोक्ष सुख की प्राप्ति थे वे पूर्ण हो गये हैं, अब बुद्धि का विशेष 
कार्य:नहीं रेहा है । 

छठी अनुभूति - यह स्थूल शरीर जो कि बार-बार नष्ट होता रहता 
है, दूसरा सूक्ष्म शरीर जो जीव के साथ जन्म जन्मान्तर में रहता है तथा अन्य 
सभी कार्य पदार्थों का उपादानकारण सत्त्व-रज-तम हैं | इन्हीं तीन से संसार 
के छोटे-बड़े सभी पदार्थ बनते हैं अर्थात्‌ समस्त संसार के पदार्थों को बनाने 
को सामग्री, उपादान कारण ये तीन हैं । समाधि अवस्था में जब योगी यह 
3 a Sere, 
९? सरल योग से 

CC-0.Panini Kahya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनुचित उपासना आदि अगला जन्म देनेवाले कारणों को क्षीण कर दिया है 
तब वह यह अनुभव करता है कि जो Ges, रज और तम स्थूल व सूक्ष्म शरीर 
के उपादान कारण हैं अब वे मेरे अगले स्थूल व सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति नहीं 
कर सकेंगे अर्थात्‌ अब मैं मोक्ष का अधिकारी हो गया हुँ अतः सत्त्वादि से 
निर्मित स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ मेरा अगला जन्म नहीं होगा । अब 
जो मेरे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में सत्व, रज और तम हैं ये अपनी साम्यावस्था 
अर्थात्‌ मूल प्रकृति में चले जाएँगे । 

सातवीं अनुभूति - सातवीं अनुभूति में योगी इस प्रकार से विचारता 
है कि मैं चेतन स्वरूप हूँ और सत्त्व-रज-तम तथा इन तीनों से बनी सभी 
वस्तुएँ जड़ हैं । इस अवस्था में योगी को अपने चेतन स्वरूप का विशेष 
परिज्ञान होता है और ईश्वर के स्वरूप का भी विशेष ज्ञान होता है । प्रकृति 
जड़ है और प्रकृति से बनी हुई सभी वस्तुएँ जड़ हैं । ईश्वर चेतन है, 
सर्वव्यापक है । सभी जीव एकदेशी हैं, अर्थात्‌ जीव ईश्वर की भाँति 
सर्वव्यापक नहीं है । जीव तो इस मानव, पशु आदि शरीर में भी सर्वव्यापक 
नहीं है, बह तो इस शरीर में एक स्थान पर रहता है ।प्रकृति भी सर्वन्यापक 
नहीं है । प्रकृति ईश्वर के एकदेश में रहती है । भूमि आदि स्थूल भूतों की 
अपेक्षा से प्रकृति को व्यापक कहा जाता है, परन्तु वह ईश्वर की भाँति 
सर्वव्यापक नहीं है । जीव का, प्रकृति का और प्रकृति से बने सन कार्य 
पदार्थों. का ईश्वर के साथ परस्पर व्याप्य और व्यापक सम्बन्ध है । ईश्वर 
व्यापक है और जीव, प्रकृति तथा प्रकृति से बने कार्य पदार्थ व्याप्य हैं । इस 
प्रकार का अनुभव योगी करता है | , 

इन योग की अनुभूतियों के आधार पर व्यक्ति यह पता लगा सकता 
है कि मुझे योग की अवस्था प्राप्त हो गई है या नहीं । यदि ये अनुभूतियाँ 
योगाभ्यासी को उपलब्ध हो गई हैं तो समझना चाहिए कि वह योग की ऊँची 
अवस्था में पहुँच गया है । इन अनुभूतियों को प्राप्त करके योगी सतत्‌ ईश्वर 
की उपासना करता है और सांसारिक वस्तुओं की उपासना का परित्याग कर 
देता है, परन्तु निद्रा अवस्था में योगी की भी ईश्वर उपासना बन्द हो जाती 
है । सांसारिक व्यक्ति की अवस्था से योगी की अवस्था विपरीत होती 
है | सांसारिक व्यक्ति ईश्वर की उपासना को छोड़ देता है ब सतत्‌ सांसारिक 
वस्तुओं की उपासना करता रहता है । सांसारिक वस्तुओं की उपासना करने 


ईश्वर साक्षात्कार ९१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
से मनुष्य अज्ञान, अधर्म और क्लेशों से परिपूर्ण रहता है और ईश्वर की 
उपासना करने से ज्ञान, धर्म, आनन्द से परिपूर्ण रहता है । इसलिए मानव 
जीवन को सफल बनाने के लिए सांसारिक वस्तुओं की उपासना को छोड़कर 
ईश्वर की उपासना करनी चाहिए | 
. इस प्रकरण में योग के अन्तरंगों और योग की अनुभूतियों आदि का 
वर्णन किया गया है | 


प्रत्येक मनुष्य के लिए योग अनिवार्य है 


संसार का प्रत्येक प्राणी समस्त क्लेशॉ-दुःखों-बन्धनों से सर्वथा छूटकर 
आनन्द-सुख-स्वतन्त्रता को प्राप्त करना चाहता है । यदि समस्त प्राणियों के 
इस उपर्युक्त प्रयोजन= लक्ष्य को कुछ विस्तार से कहा जाए तो इसे चार 
'विभागों में विभाजित कर सकते हैं एक सुख, दूसरा सुख का साधन, तीसरा 
दुःख और चौथा दुःख का साधन । जो व्यक्ति इन चारों को ठीक प्रकार से 
जानता है और उस ज्ञान के अनुसार आचरण भी करता है तो वह मानव 
जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है । जो मनुष्य सुख और सुख के साधनों 
को तथा दुःख और दुःख के साधनों को ठीक प्रकार से नहीं जानता वह अपने 
जीवन के मुख्य प्रयोजन को पूर्ण नहीं कर सकता । अपनी अपनी दृष्टि से 
सभी मनुष्य सदा सुख और सुख के साधनों की इच्छा करते हैं, दुःख और 
दुःख के साधनों की इच्छा कोई भी नहीं करता | परन्तु अज्ञानता के कारण 
व्यक्ति सुख को दुःख और दुःख को सुख तथा सुख के साधन को दुःख का 
साधन और दुःख के साधन को सुख का साधन मान लेता है । सुख और 
सुख के साधनों को तथा दुःख और दुःख के साधनों को चाहे कोई शुद्धरूप 
में स्वीकार करे अथवा अशुद्धरूप में स्वीकार करे, स्वीकारना अवश्य ही 
पड़ता है । जन्म से लेकर मरण पर्यन्त प्रत्येक मनुष्य इन चारों की तन, मन 
और धन से गवेषणा करता रहता है । जिसको वह अपनी दृष्टि से सुख और 
सुख का साधन समझता है, उसुको प्राप्त करना चाहता है तथा जिसको दुःख 
और दुःख का साधन समझता है उसको दूर करूना चाहता है । इस विषय 
में किसी भी बुद्धिमान का मतभेद नहीं है । समस्त विश्व की सभी समस्याओं 
का समाधान इन चारों बातों को ठीक जानने से ही हो सकता है | इसके 
अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है । 


९२ सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सुख का स्वरूप 

सुख के विषय में एक प्रश्न उठता है कि क्या सुख एक मानसिक 
कल्पना है अर्थात्‌ मानने मात्र से सुख प्रतीत होता है, वास्तव में है कुछ भी 
नहीं । जैसे किसी व्यक्ति ने उत्तम भोजन खाया और उसमें सुख की अनुभूति 
को । दूसरे व्यक्ति ने भी उत्तम भोजन खाया पर सुख की अनुभूति नहीं 
की । मानने से सुख प्रतीत होता है और न मानने से सुख प्रतीत नहीं 
होता | इस प्रकार से क्या मानने मात्र से ही सुख की सत्ता प्रतीत = ज्ञात होती 
है अथवा सुख एक तत्व है ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि किसी के मानने 
मात्र से सुख की सत्ता है, ऐसी बात नहीं , किन्तु सुख एक गुण है । जैसेकि 
अग्नि में बिद्यमान 'उष्णता' एक गुण है वैसे ही 'सुख' भी एक गुण है । 
कल्पनामात्र से सुख की सत्ता सिद्ध नहीं होती । जब मनुष्य सुखी होता है 
तो उसकी स्थिति भिन्न प्रकार की होती है । सुखी मनुष्य प्रसन्न मुख होता 
है और दुःखी मनुष्य में बह प्रसन्नता नहीं देखी जाती । सुखी व्यक्ति बलवान्‌ 
हो जाता है और दुःखी व्यक्ति निर्बल हो जाता है । सुखी मनुष्य की आयु 
बढ़ती है और दुःखी व्यक्ति की आयु घट जाती है । सुखी व्यक्ति स्वस्थ हो 
जाता है और दुःखी व्यक्ति रोगी हो जाता है । सुखी व्यक्ति की बुद्धि 
विकसित होती है और दुःखी व्यक्ति की बुद्धि न्यून हो जाती है । इन अनेक 
उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि सुख एक तत्व है, कृपना नहीं । प्रत्येक 
व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करता है, बह सुख की प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति 
के लिए ही करता है । यदि सुख कोई तत्त्व ही नहीं है तो सुख के लिए. 
प्रयास करना व्यर्थ है लाखों-करोड़ों लोग इस लिए जीते हैं कि हमें सुख 
मिलेगा | जब सुख की सत्ता मान ली जाती है, तो उनका सुखप्राप्ति के लिए 
जीना सार्थक है अन्यथा निरर्थक है । इसलिए सुख एक गुण है, इसका अपना . 
अस्तित्व है, इसको प्राप्त करके मनुष्य वास्तविक सफलता का अनुभव करता 
है | 

सुख किसका गुण है 


सुख एक गुण है, यह सिद्ध हो गया । अब विचारणीय है कि सुख 
किस द्रव्य का गुण है । सुख प्रकृति का गुण है और ईश्वर का भी गुण 
है । सत्त्व, रज और तम ये समस्त विश्व के कार्य-पदाथोँ के उपादान कारण 


ईश्वर साक्षात्कार ९३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हैं अर्थात्‌ सभी सूक्ष्म और स्थूल कार्य पदार्थों को बनाने की सामग्री हैं । जैसे 
कि मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता वैसे ही प्रकृति के बिना संसार की 
कोई भी वस्तु नहीं बन सकती | भौतिक वैज्ञानिक सत्व, रज और तम का 
दूसरा नाम रख सकते हैं । वह नाम में भेद होगा, वस्तु में भेद नहीं 
होगा | जब यह संसार प्रलय को प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ कार्य से कारणरूप 
में परिवर्तित हो जाता है, सूक्ष्म होते होते ऐसी अवस्था में चला जाता है कि 
उसके पश्चात्‌ और सूक्ष्म नहीं हो सकता, उस समय सत्व, रज और तम 
अपने कार्यरूप को छोड़कर कारणरूप में चले जाते हैं | उस अवस्था का नाम 
प्रकृति अथवा प्रधान है । उस प्रकृति को लेकर ईश्वर सृष्टि की रचना करता 
है, अर्थात्‌ विविध लोक-लोकान्तरों को और अनेक कार्य पदार्थों को ज्ञानपूर्वक 
बनाता है । प्रकृति से बने हुए पदार्थों से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है । बह 
सुख प्रकृति का अथवा प्रकृति से बने कार्य पदार्थो का गुण है । 

इस सुख को लौकिक सुख भी कहते हैं । इस लौकिक सुख की उत्पत्ति 
होती है और विनाश भी होता है । उत्पत्ति और विनाश होने से बह लौकिक 
सुख अनित्य है । जिस लौकिक वस्तु से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है 
वह वस्तु तीन तत्त्वों = पदार्थों से बनी हुई होती है । तीन तत्त्वों के संयोग 
के बिना कोई भी कार्य वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती | इसलिए प्रकृति से ननी 
हुई वस्तुओं में जो सुख गुण है बह प्रकृति का गुण माना जाता है । इसलिए 
लौकिक सुख प्रकृति का गुण है । ईश्वर में भी सुख गुण विद्यमान है । जो 
सुख ईश्वर का गुण है वह नित्य है क्योंकि ईश्वर की कभी उत्पत्ति नहीं 
होती । जिस सस्तु के तीन उत्पादक कारण होते हैं उसी वस्तु की उत्पत्ति 
होती है । जैसेकि घड़े के तीन उत्पादक कारण हैं | एक घड़े को बनाने बाला 
कर्ता - निमित्त कारण, दूसरा घड़े को बनाने की सामग्री (= मिट्टी) उपादान 
कारण और तीसरा साधन-दण्ड, चाकादि - साधारण कारण । जन ये तीन 
कारण होते है तन किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है । यदि इन तीन कारणों 
में से एक भी कारण न हो तो घड़े की उत्पत्ति नहीं हो सकती | इसी प्रकार 
थदि ईश्वर को उत्पत्ति मान ली जाए तो ईश्वर को भी उत्पन्न करने वाले 
तीन कारणों की आवश्यकता पड़ेगी, परन्तु ईश्वर को उत्पन्न करने वाले तीन 
कारण किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होते । जो वस्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणों से 
सिद्ध होती है, उसी को स्वीकार करना उचित है । जिस प्रकार से जगत्‌ के 


R% सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मूल उपादन कारण प्रकृति की कभी भी उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उस के 
उत्पादक तीन कारण नहीं हैं ।इसी प्रकार से ईश्वर के भी तीन उत्पादक 
कारण नहीं हैं, अतः ईश्वर उत्पन्न नहीं होता । जैसे ईश्वर के तीन उत्पादक 
कारण नहीं हैं, वैसे ही उस के तीन विनाशक कारण भी नहीं हैं, अतः ईश्वर 
का कभी विनाश भी नहीं,होता | ईश्वर का जो सुख गुण है, वह न तो कभी 
उत्पन्न होता है और न कभी नष्ट होता है, अतःईश्वर के सुख को नित्य माना 
जाता है। इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ कि सुख गुण प्रकृति का भी है और 
ईश्वर का भी है, परन्तु प्रकृति का सुख क्षणिक और दुःख मिश्रित हैं जब 
कि ईश्वर का सुख नित्य और दुःख रहित है । 


ईश्वरीय सुख की विशेषता 


ईश्वर का सुख सभी दोषों से रहित है | ईश्वर का सुख क्षणिक नहीं 
है किन्तु नित्य है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं होती । जिस प्रकार मनुष्य 
लौकिक सुख को स्थिर रखना चाहता है पर उसके स्थिर न रहने से अत्यन्त 
दुःखी होता है, वैसे ईश्वर के सुख से व्यक्ति को दुःख नहीं होता, क्योंकि 
ईश्वर का सुख नित्य ही रहता है । जिस प्रकार से सांसारिक सुख की सिद्धि 
के लिए बहुत धन-सम्पत्ति व विविध प्रकार के साधनों की आवश्यकता 
होती है , वैसी आवश्यकता ईश्वर के सुख को प्राप्त करने में नहीं होती | 
लौकिक सुख के भोगने से मनुष्य की तृष्णा बढ़ती जाती है परन्तु ईश्वर के 
नित्यानन्द को भोगने से तृष्णा की परिसमाप्ति हो.जाती है । जैसे लौकिक 
सुख भोगने वाला व्यक्ति अन्याय पूर्वक अपने सुख और सुख साधनों की 
सिद्धि करता है, वैसे ईश्वर का सुख भोगने वाला व्यक्ति नहीं करता | 
सांसारिक सुख के भोगने से मनुष्य रोगी हो जाता है और उससे दुःख होता 
है । ईश्वर का सुख भोगने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसके उत्तम 
परिणाम होते हैं । सांसारिक सुख भोगने से मनुष्य की आयु अल्प हो जाती 
है और ईश्वर का सुख भोगने से आयु दीर्घ हो जाती है । सांसारिक सुख 
भोगने से मनुष्य मन और इन्द्रियों का दास बन जाता है और ईश्वर का सुख 
भोगने से मन और इन्द्रियाँ का स्वामी बन जाता है। लौकिक सुख को भोगने 
से मनुष्य स्वार्थी बन जाता है और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दूसरों 
की धन-सम्पत्ति को अन्यायपूर्वक छीन लेता है। ईश्वर का आनन्द भोगनेवाला 
व्यक्ति निष्काम-भावना से अपने सम्पूर्ण तन-मन-धन से दूसरों का उपकार 


ईश्वर साक्षात्कार ९५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
करता है और स्वयं विविध दुःख उठाकर भी अन्यों को सुख देने का प्रयास 


करता है । लौकिक सुख भोगने से व्यक्ति असत्यमानी, असत्यवादी और 
असत्यकारी बन जाता है परन्तु ईश्वर के नित्य सुख को भोगनेवाला व्यक्ति 
सत्यमानी, सत्यवादी और सत्यकारी बन जाता है । सांसारिक सुख भोगने 
से व्यक्ति प्रेमभाव को छोड़कर परस्पर झगड़े उत्पन्न कर विघटन की स्थापना 
करता है, जबकि ईश्वर के आनन्द का अनुभव करने वाला व्यक्ति वैरभाव 
छोड़कर परस्पर प्रेम पूर्वक रहता है और समस्त संसार में सँगठन की स्थापना 
करना चाहता है । इस प्रकार जितने भी अशुभ कर्म जैसे चोरी,डाके, मिलावट, 
बलात्कार, झगड़े, परस्पर विरोध, बड़े-बड़े युद्ध, समस्त कुरीतियों आदि इन 
सब अशुभ कर्मों का कारण सांसारिक सुख है । जो मनुष्य ईश्वर के नित्य 
सुख को छोड़कर, केवल सांसारिक सुख को अन्तिम साध्य बनाकर चलेगा, 
वह कभी भी अज्ञान, अन्याय और क्लेशों से नहीं बच सकेगा, इसलिए 
प्रत्येक मनुष्य का यह मुख्य कर्त्तव्य है कि सांसारिक सुख को अपने जीबन 
का लक्ष्य न बनाकर ईश्वर के नित्यानन्द को ही अपना लक्ष्य बनाये | 


सुख के कारण 
प्रथम कारण विवेक - विवेक का अभिप्राय है अनित्य वस्तुओं को 
अनित्य जानना इस विषय में उदाहरण पूर्व लिखा जा चुका है | 


अशुद्ध वस्तुओं को अशुद्ध जानना और शुद्ध वस्तुओं को शुद्ध जानना, सुख 
को सुख जानना और दुःख को दुःख जानना, जड़ को जड़ जानना और चेतन 
को चेतन जानना विवेक कहलाता है | जो व्यक्ति विवेक के स्वरूप को ठीक 
प्रकार से जानता है वही सांसारिक सुख और ईश्वर के नित्यानन्द को प्राप्त 
कर सकता है, अन्य नहीं | 


दूसरा कारण धर्माचरणन्न्यायाचरण- जो व्यक्ति धर्माचरण के स्वरूप 
को अच्छी प्रकार से जान लेता है और उसका आचरण मन, वाणी और शरीर 
से करता है," वही मनुष्य लौकिक और ईश्वर के आनन्द का भागी होता है, 
अन्य नहीं । 


तीसरा कारण शुद्धोपासना - अर्थात्‌ ईश्वर की उपासनाऽयोगाभ्यास 
| जो व्यक्ति शुद्धोपासना के स्वरूप को ठीक प्रकार से जानता है, वही 


९६ सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वास्तविक सुख को प्राप्त करता है, अन्य नहीं । 
चौथा कारण शुद्ध संस्कार- जो मनुष्य संस्कार के स्वरूप को समझ. 
लेता है तथा अशुद्ध संस्कारों को मिराने और शुद्ध संस्कारों को उत्पन्न करने 
में निपुण हो जाता है, वही वास्तविक सुख को प्राप्त करता है, अन्य 
नहीं | 


पाँचवाँ कारण अपने आत्मा के तुल्य दूसरों के सुख-दुःख, हानि लाभ 
को समझना- अर्थात्‌ जैसे प्रत्येक मनुष्य अपने लिए सदा सुख चाहता है, 
दुःख कभी भी नहीं चाहता, स्वयं बलवान्‌, धनवान्‌, विद्वान्‌ स्वतन्त्र होना 
चाहता है, इसके विपरीत नहीं । इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी आत्मा के तुल्य 
प्राणिमात्र का कल्याण चाहता है, बही सभी बन्धनों से छूटकर मोक्ष का 
अधिकारी बनता है, अन्य नहीं । 


दुःख का आधार व स्वरूप 


यहाँ एक प्रश्‍न उठता है कि दुःख गुण किस द्रव्य का है और उसका 
स्वरूप क्या है? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि दुःख गुण प्रकृति का है । दुःख 
का स्वरूप-बाधा, पीड़ा, क्लेश, बन्धन, पराधीनता, अशान्ति और जिससे 
व्यक्ति का बल, बुद्धि, आयु न्यून हो वह (दुःख है । जिन वस्तुओं से मनुष्य 
को दुःख प्राप्त होता है, वे सभी वस्तुएँ प्रकृति से अर्थात्‌ सत्त्व, रज, तम से 
बनी हुई हैं । प्रकृति उन सभी वस्तुओं का कारण है और वे सभी वस्तुएँ 
प्रकृति का कार्य हैं । कारण के गुण कार्य में आते हैं, अतः उन कार्य वस्तुओं 
से मिलने वाला दुःख, कारण प्रकृति का गुण है । सत्त्व, रज, तम ये तीन 
तत्त्व मिलकर किसी वस्तु का उपादान कारण बनते हैं। उस नस्तु के उत्पन्न 
होने पर वह किसी प्राणी को सुख व दुःख दे सकती है । सुख न दुःख की 
प्राप्ति किसी एक सत्त्व या रज या तम से नहीं होती | जब यह संसार प्रलय 
अवस्था में चला जाता है तथा सत्त्व-रज-तम अपनी साम्यावस्था में रहते 
हैं उस समय सुख गुण सत्त्व पदार्थ में रहेगा और दुःख गुण रज पदार्थ में 
रहेगा | इस दृष्टि से देखने पर सुख गुण सत्त्व का है और दुःख गुण रज का 
है ऐसा जानना चाहिए | जिस प्रकार से प्रकृति से बने पदार्थो में सुख गुण 
रहता है और बह अनित्य है, उसी प्रकार दुःख गुण भी प्रकृति से बने पदाथा | 
में रहता है और वह अनित्य है । इससे यह भी सिद्ध हो गया है कि दुःख 


ee aaa 
ईश्वर साक्षात्कार ९७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गुण न ईश्वर का है न जीव का है इन भिन्न-भिन्न गुणों के आधार पर 
ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों पदार्थ तीनों कालों में एक दूसरे से पृथक्‌ 
रहते हैं अर्थात्‌ एक दूसरे में घुलते मिलते नहीं हैं । यहाँ पर यह बात भी 
ज्ञातव्य है कि सुख और दुःख जीवात्मा के नैमित्तिक गुण हैं, स्वाभाविक गुण 
नहीं, इस बात का एक अन्य लेख में विस्तार से प्रमाण सहित प्रतिपादन 
किया है । इसे इस लेख के प्रकाशित होने पर वहीं देख लेवें । 


विश्व को सम्पूर्ण समस्याओं का समाधान ईश्वर की प्राप्ति से ही हो 
सकता है, सांसारिक सुख की प्राप्ति से नहीं ।संसार में प्रत्येक मनुष्य की 
समस्याएं हैं | प्रथम समस्या यह है कि बह पूर्ण रूपेण दुःख से छूटना चाहता 
है । जन्म से लेकर मरण पर्यन्त मनुष्य तन-मन और धन से, दुःख से छूटने 
का पूर्ण प्रयास करता है, परन्तु इतना परिश्रम करने पर भी बह पूर्ण रूपेण दुःख 
से नहीं Bed, क्योंकि उसको दुःख से छूटने के उपायों का ठीक परिज्ञान 
नहीं होता | दूसरी समस्या यह कि मनुष्य सदा सुख प्राप्ति का प्रयास करता 
है । वह ऐसे सुख को dom है कि जो स्थायी हो अर्थात्‌ जिसका विनाश 
कभी भी न हो । मनुष्य ऐसे सुख को भी नहीं चाहता जिसमें दुःख मिश्रित 
हो । इसलिए वह नित्य और दुःख रहित सुख की प्राप्ति करने का पूर्ण प्रयास 
करता है । इन दोनों समस्याओं का समाधान सांसारिक सुख और सुख के 
साधनों से सम्भव नहीं है ।सृष्टि के आदि से लेकर आज तक कोई भी 
व्यक्ति लौकिक सुख और सुख के साधनों से इन दोनों समस्याओं का 
समाधान नहीं कर सका तथा आगे भी कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि 
सांसारिक सुख और सुख के साधन उत्पन्न होने वाले और नाशवान्‌ हैं तथा 
जहाँ पर लौकिक सुख रहता है वहाँ पर दुःख भी रहता है ।इसी कारण से 
कहा जाता है कि संसार में नित्य और दुःख रहित सुख नहीं है । 
उदाहरण - जब कोई व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन का एक ग्रास मुख में 
रखता है तो प्रारम्भ में वह ग्रास बहुत सुखदायक प्रतीत होता है, परन्तु दो-चार 
बार चबाने के पश्चात्‌ उससे मिलनेवाला सुख न्यून हो जाता है । यदि उस 
ग्रास को कुछ चबाकर मुख में ही रोक लिया जाए तो उससे मिलने वाला 
सुख नितान्त समाप्त हो जाएगा और खानेवाला व्यक्ति उस ग्रास को निगलना 
नहीं चाहेगा, किन्तु थूकना चाहेगा | इस प्रकार से प्रत्येक स्वादिष्ट भोजन 
की यही स्थिति है कि देखते-देखते कुछ ही काल में उसका सुख समाप्त 
a ` जुन समाप्त 


९८ सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हो जाता है । भोजन खानेवाला मनुष्य यही चाहता है कि भोजन से मिलनेवाला 
सुख सदा ज्यों-का-त्यों बना रहे, परन्तु उसकी इच्छा के अनुसार वह सुख 
सदा नहीं रह सकता, अतः उसे बहुत दुःख होता है । इसी प्रकार से नेत्रेन्द्रिय, 
श्रोत्रेन्द्रिय, त्वचा इन्द्रिय व घ्राणेन्द्रिय के द्वारा मिलनेवाले सुख की स्थिति 
है । पाँचों staat से मिलनेवाले सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति महान्‌ 
परिश्रम करता है और उस सुख को स्थायी रखना चाहता है, परन्तु उसे स्थायी 
रखने की उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती । इच्छा के विरुद्ध कार्य होने से बह 
सदा सन्तप्त रहता है ।इस प्रकार से सुख के स्थान पर दुःख की उपलब्धि 
होती रहती है, फलतः व्यक्ति का प्रयोजन पूरा नहीं हो पाता । 

मनुष्य की यह अभिलाषा सदा बनी रहती है कि मुझे ऐसा सुख मिले 
जिसमें किसी भी प्रकार का दुःख मिश्रित न हो, परन्तु संसार में ऐसा सुख 
है ही नहीं कि जिसमें किसी भी प्रकार का दुःख मिश्रित न हो । श्री पतञ्जलि 
ऋषि की मान्यता के अनुसार संसार के प्रत्येक सुख में चार प्रकार का दुःख 
मिश्रित रहता है । बह चार प्रकार का दुःख है-परिणाम दुःख, ताप दुःख, 
संस्कार दुःख और गुणवृत्तिविरोध दुःख | 


पहला परिणाम दुःख 


प्रत्येक मनुष्य पाँच इन्द्रियाँ के द्वारा विषय भोग इसलिए करता है कि 
मुझे पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी और मेरा समस्त दुःख सदा के लिए समाप्त 
हो जाएगा, परन्तु यह कार्य उसकी इच्छा से विपरीत होता है । इन्द्रियों के 
विषयों का भोग विषय भोग की इच्छा को समाप्त करने के लिए किया जाता 
है और परिणाम यह होता है कि विषयों के भोग करने की इच्छा और तीव्र 
हो जाती है । जैसे कि किसी के घर में अग्नि लग जाए और उस अग्नि को 
शान्त करने के लिए भूल से मिट्टी के तेल से भरे कनस्तर को पानी समझकर 
उस अग्नि में डाल दिया जाए तो अग्नि शान्त नहीं होगी किन्तु अत्यन्त तीव्र 
होकर घर को शीघ्र ही समाप्त कर देगी । इसी प्रकार विषय भोगों को भोगने 
से विषय भोग की तृष्णा शान्त नहीं होती, किन्तु व्यक्ति को ही समाप्त कर 
देती है | इस विषय में सांख्यदर्शनकार कपिलाचार्य कहते हैं कि 
“न भोगाद्रागशान्तिर्मुनिबत्‌। ' (४/२७) भोगों को भोगने से राग शान्त नहीं 
होता मुनि के समान | एक सौभरि मुनि नामक व्यक्ति ने अपने राग को शान्त 


ES 


ईश्वर साक्षात्कार ९९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


करने के लिए सांसारिक भोगों को भोगना प्रारम्भ'किया और अपने सम्पूर्ण 
जीबन में पूर्ण रूप से भोगों को भोगता रहा, परन्तु अपने विषय-भोग की 
इच्छा को शान्त न कर सका | अन्त में उसने यह घोषणा की कि मैंने अच्छी 
प्रकार से अनुभव कर लियां है कि भोगों के भोगने से विषय भोगों की इच्छा 
शान्त नहीं होती । भर्तृहरि जी ने भी इस विषय में अपना अनुभव सुनाया 
है कि "भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता? हमने भोगों को नहीं भोगा किन्तु भोगों 

' ने ही हमको भोग लिया । श्री व्यासजी ने योग दर्शन का भाष्य करते हुए 
लिखा है कि विषय भोगों में सुख समझना अविद्या है अर्थात्‌ अविद्या के 
कारण ही मनुष्य विषय भोगों में सुख समझता है । वास्तव में विषय भोगों 
में बिशुद्ध सुख नहीं है , किन्तु दुःख मिश्रित सुख है । बुद्धिमान्‌ मनुष्य दुःख 
मिश्रित सुख को भी दुःख मानकर छोड़ देता है । परिणाम दुःख में यह नात 
भी समझनी चाहिए कि लौकिक सुख को चाहनेवाला मनुष्य राग के कारण 
अनेक दोषों से युक्त होता है । जो-जो जड़ और चेतन पदार्थ उसके सुख में 
साधन है, उनसे प्रेम करता है और उनकी प्राप्ति तथा रक्षा के लिए अन्याय 
पूर्वक दूसरों की हानि करता है । राग से प्रेरित होकर अन्याय पूर्वक किये 
हुए कार्यों का फल ईश्वर की व्यवस्था से महा दुःख रूप में पशु, पक्षी,कीर, 
पतंग, आदि विविध योनियों में भोगता है । यह है परिणाम दुःख । 


दूसरा ताप दुःख 


लौकिक सुख भोगने में जो-जो जड़ या चेतन पदार्थ बाधा डालते हैं 
अथवा दुःख देते हैं उनसे व्यक्ति द्वेष करता है तथा उन दुःखदायक पदार्थों 
को उचित या अनुचित उपायों से समाप्त कर देना चाहता है । जो कोई 
भविष्य में दुः दे सकता है, उसको भी जीवित देखना नहीं चाहता | इससे 
द्वेषज कर्म उत्पन्न होते हैं और इन कर्मो का दुःखरूप फल ईश्वर की ओर 
से पशु, पक्षी आदि विविध योनियों में भोगना पड़ता है । जब तक मनुष्य 
संसार में जीवित रहता है तब तक कोई न कोई दुःख उसे मिलता रहता 
है । उस दुःख के कारण मनुष्य सदा दुःख देने वालों से द्रेष करता रहता है 
और द्वेष का परिणाम दुःख होता है जिसे इस जन्म में अथवा अगले जन्मों 
में भोगता है । यह ताप दुःख है । 


=n त कति त 
SE सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Gad संस्कार दुःख and eGangotri 

सुख भोगने से सुख के संस्कार और दुःख भोगने से दुःख के संस्कार 
बन जाते हैं । जो सुख का अनुभव हुआ है और जिस वस्तु के संयोग से सुख 
मिला हैं, संस्कार उसी सुख और सुखदायक वस्तु की प्राप्ति के लिए 
उत्तेजना उन्पन्न करता है | यदि प्रयास करने पर भी बह सुख और सुख का 
साधन न मिले तो मनुष्य अत्यन्त दुःखी होता है । जैसे कि कोई व्यक्ति अपने 
जीवनकाल में अनेक प्रकार के साधनों से सम्पन्न रहा हो और उसने पाँचों 
इन्द्रियों के भोग खूब भोगे हों ।कालान्तर में किन्हीं कारणों से वह व्यक्ति 
साधन हीन हो जाए तो पूर्वकाल में भोगे सुख और सुख साधनों के संस्कार 
स्मृति को उत्पन्न करते हैं । उन सुख और सुख साधनों के न मिलने पर उसे 
बहुत दुःख होता है । उस दुःख को हराने के लिए वह व्यक्ति उचित व 
अनुचित सभी कार्यों को करने में प्रवृत्त हो जाता है और इस प्रवृत्ति के कारण 
संस्कारज कर्माशय उत्पन्न होता है । इस पाप-पुण्य-मिश्रिंत कर्म समुदाय से 
पशु-पक्षी-कीट आदि योनियों में जीव, ईश्वर की व्यवस्था से भयंकर दुःखों 
को भोगता है । यह संस्कार दुःख है । 

इस प्रसंग में यह भी समझना चाहिए कि यदि पाप और पुण्य दोनों 
समान होते हैं तो ईश्वर जीव को साधारण मनुष्य का जन्म देता है, आऔर यदि 
पाप अधिक और पुण्य न्यून होते हैं तो ईश्‍वर जीव को पशु आदि योनियों 
में भेजता है और यदि पुण्य अधिक और पाप न्यून होते हैं तो ईश्‍वर जीव 
को ऊँचे मनुष्य शरीर में भेजता है अर्थात्‌ धार्मिक, विद्वान्‌ „संयमी, 
ईश्वरोपासक, परोपकारी और साधन सम्पन्न माता-पिता के घर में जन्म देता 
है, परन्तु ईश्वर-प्राप्ति किये बिना पूर्णरूपेण दुःख की परिसमाप्ति वहाँ पर 
भी नहीं होती, अतः योगाभ्यास से ईश्वर को प्राप्त करना ही पड़ता है | 


चौथा गुणवृत्तिविरोघ दुःख 
सत्व, रज और तम ये तीन गुण हैं अर्थात्‌ तीन प्रकार के पदार्थ हैं । 
सांख्य दर्शन की भाषा में इनको गुण भी कहते हैं । इन तीनों गुणों - seat 
में परस्पर भिन्न-भिन्न स्वभाव हैं । जैसे कि सत्व का स्वभाव सुख, रज का 
स्वभाव दुःख और तम का स्वभाव अज्ञान है । जन सत्व की प्रधानता होती 


He COUPEE DREE ie Rd ee Se जसकज 


ईश्वर साक्षात्कार १०१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

है और रज तथा तम गौण होते हैं तो मनुष्य को सुख की अनुभूति होती 
है । जन रज की प्रधानता होती है और सत्व तथा तम गौण होते हैं तो दुःख 
की अनुभूति होती है । जब तम की प्रधानता होती है और सत्व तथा रज गौण 
होते हैं तो अज्ञान की अनुभूति होती है । इस प्रकार से इन गुणों के व्यवहार 
में परस्पर विरोध होने से जीवात्मा को स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होती | 
जीव यह चाहता हुआ भी कि मुझे नींद न आए पुनरपि वह नींद को रोक 
नहीं सकता | नींद के न रुकने से समाधि भंग हो जाती है और समाधि से 
मिलने वाले सुख की परिसमाप्ति हो जाती है । जब तक जीव का संबंध 
इन तीन गुणों से बना रहेगा तब तक जीव समस्त दुःखों से छूटकर पूर्णानन्द 
की प्राप्ति नहीं कर सकता, यह है गुणवृत्तिविरोध दुःख । 

परिणाम दुःख, ताप दुःख, संस्कार दुःख और गुणवृत्तिविरोध दुःख के 
कारण विवेकी मनुष्य के लिए तो संसार का सुख भी दुःख ही है । इसी कारण 
से योगी लोग संसार के सुख को हेय मानते हैं । जो लोग आत्मा, परमात्मा 
और योग विद्या को नहीं जानते वे सांसारिक सुख को उपादेय - ग्रहण करने 
योग्य मानते हैं और उसी को अन्तिम या सर्वोच्च सुख समझते हैं A ईश्वर 
में नित्य और पूर्ण सुख की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते, इसी मान्यता 
के कारण वे दुःखों से छूटकर नित्य आनन्द को प्राप्त नहीं कर पाते । 


दुःख से मुक्त कोन हो पाता है । 
वेद की दृष्टि में दुःख से छूटकर नित्यानन्द को कौन प्राप्त होता 
है ! वेद में इस विषय का निर्णय दिया है कि कौन व्यक्ति सम्पूर्ण दुःख से 
छूटकर नित्यानन्द को प्राप्त करता है । 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।। 


(यजु ० ३१/१८) 
एक महान्‌ विद्वान्‌ योगी जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया है वह 
कहता है कि (वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌) मैं इस महापुरुष ईश्वर को जानता 
हूँ (आदित्य वर्ण )जैसे आदित्य-सूर्य अन्धकार का विनाश करनेवाला है 
वैसे ही ईश्वर भी अपने ज्ञान से अज्ञान का विनाश करनेवाला है और (तमसः 
परस्तात्‌) अज्ञान से सदा पृथक्‌ रहता है (तमेन विदित्वाति मृत्युमेति) उसी 


2 सरल योग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ईश्वर को जानकर मनुष्य मृत्यु-जन्म आदि सभी दुःखों से पार हो जाता है 
- छूट जाता है (नान्यः पन्था विद्यते अयनाय) पूर्णानन्द प्राप्ति के लिए और 
कोई भी मार्ग नहीं है । वेद में ईश्वर ने जो आदेश दिया है वह सत्य ही 
है, क्योंकि बेद ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है और ईश्वर सर्वज्ञ है । वह कभी भी भूल 
नहीं करता, अतः ईश्वर का आदेश सभी मनुष्यों को स्वीकार करना 
चाहिए | 


दुःख के कारण 


दुःख को दूर करने के लिए दुःख के कारण का स्वरूप क्या है यह 
जानना आवश्यक है 1 इसे जाने बिना दुःख को दूर नहीं किया जा 
सकता | जब मनुष्य दुःख के कारण को अच्छे प्रकार से जान लेता है तो उसे 
दुःख के साधनों को जानने में सरलता हो जाती है । संसार के सभी प्राणी 
दुःख से छूटना चाहते हैं परन्तु लाखों, करोडों में एक भी व्यक्ति दुःख के 
कारण को अच्छी प्रकार से नहीं जानता | दुःख के कारण को जाने बिना और 
उसे दूर किये बिना कोई भी मनुष्य दुःख से नहीं छूट सकता । क्योंकि कारण 
को दूर किये बिना कार्य को दूर नहीं किया जा सकता । वैशेषिक दर्शनकार 
कणाद ऋषि ने कहा है कि 'कारणाभावात्कार्याभाव/ कारण का अभाव होने 
से कार्य का अभाव होता है । 

दुःख का प्रथम कारण अविवेक- अविवेक का अभिप्राय है 
विपर्ययज्ञान-मिथ्याज्ञान-विपरीतज्ञान ।अविवेक को चार वर्गों में विभक्त 
किया जाता है ।पहला अनित्य वस्तुओं को नित्य समझना । जैसे कि शरीर, 
भूमि, सूर्य आदि अनित्य वस्तुओं को नित्य समझना और ईश्वर, जीन, प्रकृति 
इन नित्य पदार्थों को अनित्य समझना | दूसरा अशुद्ध वस्तुओं ब कमो को 
शुद्ध समझना तथा शुद्ध वस्तुओं और कर्मों को अशुद्ध समझना | जैसे कि 
शरीर, असत्यभाषण, चोरी आदि को शुद्ध समझना और परमात्मा, सत्यभाषण 
आदि को अशुद्ध समझना | तीसरा दुःख को सुख और सुख को दुःख 
संमझना | जैसे कि पाँच इन्द्रियों के पाँच विषयों के अत्यन्त भोग में सुख 
समझना और नित्य ईश्वर के आनन्द में दुःख समझना | चौथा जड़ वस्तुओं 
को चेतन समझना और चेतन वस्तुओं को जड़ समझना | जैसे कि शरीर, 
इन्द्रिय, मन आदि प्रकृति से बने सभी कार्यों को तथा प्रकृति को चेतन 


en ee 
ईश्वर साक्षात्कार १० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
समझना | जीव एवं ईश्वर को जड़ समझना | यह है अविवेक-अविद्या का 
स्वरूप | यह अविवेक ही समस्त अन्याय, कुरीतियों और सभी दुःख बन्धनों 
का मुख्य कारण है । जो व्यक्ति अविवेक के स्वरूप को जान लेता है और 
उसका विनाश कर देता है, वह अन्याय, असत्याचरण, कुरीतियों और 
क्लेशों-दुःखों से छूट जाता है अन्य नहीं | 


दूसरा कारण असत्याचरण-अधर्माचरण-अन्यायाचरण - जिस आचरण 
से अर्थात्‌ जिस कार्य के करने से, करनेवाले को और दूसरों को भी दुःख 
faa, अपनी और अन्यों की हानि हो, वह अधर्म है-असत्य है-अन्याय है 
| अथवा जो कार्य ईश्वर की आज्ञा से विरुद्ध है वही अधर्म-असत्य- अन्याय 
है । इसे यूँ भी कह सकते हैं कि जिस कार्य के करने से अपनी और अन्यों 
की लौकिक सुख और मोक्षसुख अर्थात्‌ ईश्वर के नित्यानन्द की हानि हो 
अर्थात्‌ वह आनन्द जीवों को नहीं मिले, वही अधर्म है-असत्य है-अन्याय 
है | अन्यायाचरण दुःख का कारण है । जो व्यक्ति अन्याय के स्वरूप को नहीं 
जानता और उसका परित्याग नहीं करता वह दुःख से कदापि नहीं we सकता 
और न अन्यों को छुड़ा सकता है । 


तीसरा कारण अशुद्ध उपासना - जो मनुष्य उपासना के स्वरूप को 

ठीक प्रकार से नहीं जानता और अशुद्ध उपासना का परित्याग नहीं करता, 

वह दुःख से नहीं छूट सकता | जैसे कि ईश्वर की शुद्ध उपासना को छोड़कर 

सांसारिक वस्तुओं की उपासना करना । इसी को आशुद्ध उपासना कहते 
हैं | 

चौथा कारण कुसंस्कार = अशुद्ध संस्कार = मिध्याबासना - जो 

व्यक्ति अशुद्ध संस्कारों को अर्थात्‌ मिथ्या वासनाओं को नहीं जानता तथा 


शब्दज्ञान से जानकर भी उन्हें दूर नहीं करता, बह दुःख से नहीं छूट 
सकता । 


पाँचवाँ कारण पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा - जो व्यक्ति इन 
तीनों एषणाओं के स्वरूप को अच्छी प्रकार से नहीं जानता और अपने 
सर्वसामर्थ्य से इनका परित्याग नहीं कर सकता, वह दुःख से नहीं we 
सकता ।.इस॒लिए प्रत्येक व्यक्ति दुःख के कारणों को ठीक प्रकार से जाने और 
उनको दूर करने में पूर्ण. परिश्रम करे । ऐसा करने से ही अपना जीवन और 
mo O 
१०४ : सरल योग से 


al 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


दूसरों का जीर्वन संर्फेलें MATH ST AIT STAT EPP 

इस प्रकार से जो मनुष्य दुःख और दुःख के वास्तविक कारण को 
जानता है, वही सभी दुःखों से छूटकर मोक्ष-मुक्ति-अपवर्ग को प्राप्त कर 
लेता है, मोक्ष प्राप्ति करके लम्बे काल पर्यन्त ईश्वर के नित्यानन्द को भोगता 
है और स्वतन्त्र विचरता है । जब मोक्ष की अवधि पूर्ण हो जाती है तो अपने 
शेष पाप-पुण्य कर्मों के अनुसार साधारण मनुष्य का जन्म लेता है । मोक्ष-प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ भी जीव के पाप-पुण्य शेष रह जाते हैं, उन्हीं के आधार 
पर वह मनुष्य का जन्म लेता है । यदि मोक्षावस्था में जीव के पाप-पुण्य 
शेष न रहें तो मनुष्य जन्म नहीं मिल सकता, क्योंकि बिना कारण के कार्य 
नहीं होता | यदि ईश्वर बिना कर्मों के मनुष्य का जन्म देने लग जाए तो पशु, 
पक्षी, कीट आदि को भी मनुष्य जन्म क्यों न दे दे । वस्तुतः कर्मों के आधार 
पर ही मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट आदि जन्म मिलते हैं और मोक्ष भी ज्ञान, 
कर्म, उपासना के आधार पर ही मिलता है । यदि बिना कारण के ईश्वर 
किसी को मनुष्य और किसी को पशु, पक्षी आदि योनि देने लग जाए तो 
वह अन्यायकारी हो जाए | इसलिए, जिस जीव के ज्ञान, कर्म और उपासना 
जैसे हैं, अर्थात्‌ अच्छे हैं तो अच्छा जन्म, बुरे हैं तो बुरा जन्म देता है । 

इस प्रसंग में एक प्रश्‍न उठता है कि क्या ईश्वर को प्राप्त करके अर्थात्‌ . 
मुक्ति प्राप्त करके जीव पुनर्जन्म लेता है या नहीं ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह 
है कि मोक्ष प्राप्त करके जीव पुनर्जन्म लेता है, क्योंकि जिस ज्ञान, कर्म और 
उपासना से मुक्ति होती है,वे ज्ञान, कर्म और उपासना सीमित हैं । जब 
सीमित हैं तो उनका फल मुक्ति भी सीमित ही होगा । यदि उनका फल 
असीमित दे देवे तो ईश्वर अन्यायकारी हो जाए । यदि ईश्वर बिना कर्मों के 
जीवों को फल देने लग जाए तो कर्म करने की आवश्यकता ही न रहे .] 

दूसरा दोष मुक्ति से पुनर्जन्म न मानने पर यह भी है; कि ate जीव | 
मुक्ति में जाते रहेंगे और पुनः संसार में जन्म नहीं लेंगे तो संसार समाप्त हो , : 
जाएगा । यदि मुक्ति में जानेवाले जीव वहाँ से 'लौटकर न आते तो आज, // 
संसार में जीव न मिलते | इसलिए सत्य बात यही है कि जीवात्मा अपने 
— ee ज्ञान, कर्म और उपासना से सीमित मुक्ति के आनन्द को भोगकर 


अपने शुभ और अशुम कर्मों के आधार पर पुनःजन्म Rak हि a) 
Ses 3 
arde ere पे, 
MI. à 
ईश्वर साक्षात्कार è ya ‘a 


ne 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Rate. 


जीव 


इस प्रसंग में यह भी प्रश्न उठता है कि मुक्ति में जीव ईश्वर में मिल 
जाता है वा नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मुक्ति में जीव ईश्वर में 
नहीं मिलता, पृथक्‌ रहता है, क्योंकि जो वस्तु संयोग से उत्पन्न होती है बही 
किसी दूसरे पदार्थ में मिलती है । ईश्वर और जीव ये दोनों किसी के संयोग 
से उत्पन्न नहीं होते, इसलिए ये कभी भी परस्पर मिलकर एक नहीं होते । 

एक प्रश्‍न यह भी उठता है कि मुक्ति की अवधि कितनी है ? 

इस प्रश्‍न का उत्तर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस प्रकार दिया है कि 
चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष पर्यन्त यह सृष्टि बनी रहती है और इतने ही 
काल तक बिगड़ी रहती है । सृष्टि के स्थिति एवं प्रलय काल को मिलाने 
“से आठ अरब चौसठ करोड़ वर्ष बनते हैं । आठ अरब चौसठ करोड़ को 
छत्तीस सहस्त्र से गुणा करने पर इकत्तीस नील'दस खरब और चालीस अरब 
वर्ष होते हैं । यही इतनी लंबी मुक्ति की अवधि है | इसलिए प्रत्येक मनुष्य 
का मुख्य लक्ष्य मुक्ति ही होना चाहिए, सांसारिक सुख नहीं ।बिना मुक्ति 
के मनुष्य पूर्णरूपेण दुःखों से went नित्यानन्द को प्राप्त नहीं कर सकता, 
अतः प्रत्येक मनुष्य को स्वयं मोक्ष को प्राप्त करना और अन्यों को कराना 
चाहिए | इसे प्राप्त न करना-करवाना अत्यन्त हानिकारक है | 


सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार 


समाप्त 


eee 
alae ts सरल योग सै 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Soret by Arya विषर्यक यंक ऋरि "चकथि eGangotri 


“जो उपासना का आरम्भ करना चाहे, उसके लिए यही आरम्भ 
है कि वह किसी से वैर न रक्खे, सर्वदा सब से प्रीति करे, सदा 
सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, 
जितेन्द्रिय हो, लम्पट न होवे, और निरभिमानी हो, अभिमान कभी 
न करे । राग-द्रेष छोड़कर भीतर और जलादि से बाहर पवित्र 
रहे । धर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न 
अप्रसन्तता करे, प्रसन्न होकर आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया 
करे । सदा दुःख-सुखों का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करे 
अधर्म का नहीं । सर्वदा सत्य शास्त्रों का पढ़े-पढ़ावे, सत्पुरुषों का 
संग करे और SRE इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ विचार 
करे । नित्यप्रति जप किया करे ।' (सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समु) 


“पवित्र कर्म, पचित्रोपासना और पवित्र ज्ञान ही से मुक्ति और 
अपवित्र मिथ्या भाषणादि कर्म, पाषाण मूर्त्यादि की उपासना और 
मिथ्या ज्ञान से बन्ध होता है ।' (स. प्र. सप्तम, समु.) 


“यह उपासना योग दुष्ट मनुष्य को सिद्ध नहीं होता । क्योंकि 
(नाविरतो.) जब तक मनुष्य दुष्ट कामों से अलग होकर, अपने मन 
को शान्त और आत्मा को पुरुषार्थी नहीं करता तथा भीतर के 
व्यवहारों को शुद्ध नहीं करता, तब तक कितना हो पढ़े वा सुने, 
उसको परमेश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती 1*'(ऋग्वेकैदि 
भाष्य भूमिका उपासना) 


जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत 

निवृत्त हो जाता है, वैसे परमेश्वर के समीप होने से सब दोक. दःख 
छूटकर परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के सदुश जीवात्मा के गुण, 
कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं । इसलिए परमेश्वर की स्तुति 


OES 
ईश्वर साक्षात्कार १०७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ane itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रार्थना उपासना अवश्य करनी चाहिए | इससे इसका फल 
पृथक्‌ होगा, परन्तु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि वह पर्वत के 
समान दुःख प्राप्त होने पर भी न घबरायेगा और सब को सहन कर 
सकेगा । क्या यह छोटी बात है ? ओर जो परमेश्वर की स्तुति, 
प्रार्थना और उपासना नहीँ करता, वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता 
है । क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत्‌ के. सब पदार्थ जीवों को 
सुख के लिए दे रखे है, उसका गुण भूल जाना, ईश्वर को न मानना 
area और मूर्खता है ।” (स. प्र, सप्तम समु) 


स्तुति प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ ही की जाती है । श्रेष्ठ उसको 

कहते हैं- जो गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य-सत्य व्यवहारों में 

. सबसे अधिक हो । उन सब श्रैष्ठों में भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ है, उसको 

परमेश्वर कहते हैं ।... इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर 

ही की स्तुति, प्रार्था और उपासना करें, उससे भिन्न की कभी न 
करें I’ (स. प्र प्रथम समु.) 


नि ae त कक 
०८ 
i सरल योग से 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


